रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33001/99 


REGD. NO. D . L. - 33001/ 99 


. 


. 


. 
. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India . 


। 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


4001 / शात 1927 


सं . 25 ] 
No. 25 ] 


- 


- 


नई दिल्ली , शनिवार , जून 23 , 2001 / आषाढ़ 

NEW DELHI, SATURDAY , JUNE 23, 2001/ ASADHA 2 , 1923 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 --- Sub -section (i ) 


भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा 
विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण साविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश , उप -नियम आदि 

सम्मिलित हैं ) 
General Statutory Rules ( Including Orders , Bye -laws etc . of a general character ) issued by the Ministries of 
the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities ( other than the 

Administration of Union Territories ) 


गृह मंत्रालय 
( भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय ) 

नई दिल्ली, 31 मई, 2001 
सा . का . नि . 324. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के माहारजिस्ट्रार 
एवं पदेन जनगणना आयुक्त का कार्यालय ( श्रेणी I और II पद ) भर्ती नियम, 1973, जहां तक इनका संबंध वरिष्ठ भूगोलवेत्ता के पद से है , का 
अधिक्रमण करते हुए , अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय 
और साथ ही राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्यनिदेशालयों में वरिष्ठ भूगोलवेत्ता के पद पर भर्ती को पद्धति का विनियमन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों और संघ राज्य 
क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय वरिष्ठ भूगोलवेत्ता भर्ती नियम, 2001 होगा । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : -- इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उमका वेतनमान यह होगा, जो इन 
नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2 ) से ( 4 ) में विनिर्दिष्ट है । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं और उक्त पद 
से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 


1787 GI/ 2002 


( 2043 ) 


2044 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/AŞADHA 2 , 1923 


[ PART II _ SEC . 3( )] 


. 


- 


- 


- 


%3 - 


1 


. 


- 


- 


- 


- 


4 . निरर्हता : -- वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके 
लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
के बारे में , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावत्ति : -- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण , आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, 
भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


क्या चयन गुणावगुण या चयन - सह 
वरिष्ठता या अधयन पद के अनुसार है 


नाम 


3 


4 


वरिष्ठ 


24 * 


चयन - सह - बरिष्ठता 


6500 - 200 
10, 500 रुपए 


भूगोलवेत्ता 


( 2001 ) 
* कार्यभार के 
अनुसार संख्या में 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


सामान्य 
केन्द्रीय सेवा, 
समूह " ख ", 
अराजपत्रित, 
अननुसचिवीय 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा 


सीधी भर्ती किए आने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सेवा में जोड़ गए वर्षों का 
फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा 
(पेंशन ) नियमावली, 1972 
के नियम 30 केअधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


लागू नहीं 


30 वर्ष से अनधिक 
टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षों की 
छूट दी जा सकती है । 
टिप्पण 2 : आयु- सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख होगी, ( असम, मेघालय, अरुणाचल 
प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , 
सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य का लद्दाख 
डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं 


अनिवार्य : 1 किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय 
से भूगोल में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष 
2. मानचित्रों पर आर्थिक आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण 
और रिपोर्टों के प्रारुपण में भूगोल या मानचित्रकारी 
के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों 
की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार 
शिथिल जा सकती हैं । 
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) 
संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों 
के मामले में उस दशा में शिथिल जा सकती है/हैं 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23 , 2001/ आषाद 2, 1923 


2045 


7 


8 


स्पीति जिला और चम्बा जिले का पांगी सब 
डिवीजन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह 
लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए 
निर्धारित अंतिम तारीख नहीं ।) 


यदि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग 
की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को या 
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों 
के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे । 
वांछनीय : कम्प्यूटर मैपिंग और भौगोलिक सूचना 
प्रणाली का आधारभूत ज्ञान । 


12 


लागू नहीं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों परिवीक्षा की अवधि , भर्ती की पद्धति , भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की 
लिए विहित आयु और शैक्षिक यदि कोई हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 
अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी 

आमेलन द्वारा और विभिन्न आमेलन किया जाएगा 
या नहीं । 

पद्धतियों से भरी जाने वाली 

रिक्तियों की प्रतिशतता 
10 

11 
सीधी भर्ती वालों के 66.67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति : इस ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित 
लिए दो वर्ष जिसके न हो सकने पर सेवा वाले भूगोलवेत्ता/मानचित्रकार 

प्रतिनियुक्ति द्वारा । 
33. 33 प्रतिशत सीधे भर्ती टिप्पणी : ऐसे मामले में जहां ऐसे कनिष्ठ 
द्वारा । 

व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जाता है 
जिन्होंने अहंक /पात्रता सेवा को पूरा कर लिया है 
तो उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार 
किया जाएगा बशर्ते कि उनकी मेवा अपेक्षित 
अर्हक/ पात्रता सेवा, की अवधि से आधी से कम 
न हो अथवा दो वर्ष, इसमें से जो भी कम हो, से 
कम न हो और उन्होंने अहंक/पात्रता सेवा पूरी 
करने वाले अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों सहित 
अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी 
परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की हो । 
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय या राज्य सरकारों के 
अन्तर्गत ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद 
धारण किए हुए हों ; अथवा 
( ii ) जिन्होंने 5500 - 9000 रु. या समकक्ष 
वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा 
की है ; और 
( ख ) कालम 8 के अधीन सीधी भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक 
अर्हताएं और अनुभव रखते हों , 
( फीडर प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति 
की सीधी लाइन में हैं , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति 
के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्ति भी 
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । ) 
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 


2046 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ ASADHA 2, 1923 


[ PART II - SEC. 3(1)] 


% - 


- 


. 


12 


संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पहले 
धारित किसी अन्य संवर्ग -बाह्य पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की 
अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम 
आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम 
तारीख को 56 ( छप्पन ) वर्ष से अधिक नहीं 
होगी ।) 


14 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है 

भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
तो उसकी संरचना 

: किया जाएगा 
13 
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति / स्थायीकरण सीधी भर्ती करते समय और अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते 
पर विचार करने के लिए ) 

समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 
( 1 ) भारत के महाजिस्ट्रार 

- अध्यक्ष 
( 2 ) भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार 

- सदस्य 
( 3 ) निदेशक , गृह मंत्रालय 

- सदस्य 

[ फा . सं. ए -12032/13/ 99 - प्रशा.- II ] 

जयन्त कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(Office of the Registrar General of India ) 

New Delhi , the 31st May , 2001 
G . S. R. 324. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
superscssion of the Office of the Registrar Gencral, India and ex -officio Census Commissioner for India ( Class I and 
Class ]I posts) Recruitment Rules , 1973 in so far they relates to the post of Senior Geographer, cxcept as respects things 
donc or omitted to be done before such supcrsession , the President hereby makes the following rules regulating the 
method of recruitment 10 the post of Senior Geographer in thcoffice of the Registrar General, India , as well as the offices 
of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories, namely : 

1. Short title and commencement. — ( 1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India 
and Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Senior Geographer ) Recruitment 
Rules, 2001. 

( 2 ) They shall come into force on the daic of their publication in the Official Gazette . 

2. Number of posts , classification and scale of pay. The number of the said post, its classification and the 
scales of pay attached thereto shall be as specified in columns ( 2 ) 10 ( 4 ) of the Schedule, annexed to these niles. 


3 Method of recruitment, age limit and qualifactions, etc . — The method of recruitinent, 10 the said post, 
age limit, qualifications and other matters relating thereto , shall be as specified in columns (5 ) to ( 14 ) of the said 
Schicdule . 


4. Disqualification. - No person --- 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b ) Who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , shall be 

eligible for appoinıment to the said post : 


[ 41 II - VG 3 (i) ] MRT (M49 : F 23 , 2001 /31141 2 , 1923 

2047 
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt 
any person from the operation of this rule . 

5. Power to relax . — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so , 
it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , 
relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons . 

6 . Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes and Schedulcd Tribes. Other Backward Classcs, Ex - servicemen and 
other special categories of persons in accordancc with the orders issued by the CentralGovemment from time to time in 
this regard . 


SCHEDULE 


Name or Post navedeni 


Name of Post 


Number 
of Posts 


Chashenion 


Classification 


scale or 


Scale of 
Pay 


Age limit for direct 
recruits 


Whether selection 
by merit or selection 
cum -seniorily or non 
selection post 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


Senior 
Geographer 


Rs. 6500 - 200 
10500 


Selcction - cum 
seniority 


* 2 + 

General Central 
(2001) Service Group B 
* Subject to Non -Gazcited , 
variation Non -Ministerial 
dependent 
on workload 


Not exceeding 30 years. 
Note 1 : Relaxable for Goveni 
ment servants upto ſic ycars 
in accordance with the instruc 
tions or orders issued by the 
Central Government 
Note 2 : The crucial date for 
determining the age - limit shall 
be the closing date for rcccipt 
ofapplications from candidates 
in India ( and not the closing 
date prescribed for those in 
Assim , Meghalaya), Annachiul 
Pradesh . Mizoram , Manipur, 
Nagaland , Tripura . Sikkiin , 
Ladaklı Division of Jammu aud 
Kashmir State. Lahaul und Spiti 
District and Pangi sub Division 
of Cluumba District of Himachal 
Pradesh , Andaman ud Nicobar 
Islands or Lakshadwccp ). 


Whcthcr benefit Educational and other qualifica - Whicther age and 
of added vcars of tions required for direct recruits educational quali- 
servicc admissible 

Cication prescrib 
on under rulo 3 () of 

cd for direct rec 
Central Civil 

ruits will apply in 
Scrvices (Pension ) 

the case of pro 
Rules , 1972 

inotccs 


Period of pro - Metliod of recruitment 
bation , if anywhether by direct recruit 

ment or by promotion 
or by deputation /the 
absorption and percent 
age of the posts to be 
filled by various 

mcthods 
( 10 ) 

( 11 ) 
Two years for 60 ,67 % by promotion 
direct recruits. failing which by 


( 7 ) 


( 9 ) 


Not Applicatie 


Not Applicable 


Besentingaper 


Essential : 

Not Applicable 
1. Master s Degree in Geography 


2048 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ASADHA 2 , 1923 


[Part 11 - SEC , 3 (1)] 


V 


. 


(9 ) 


( 10 ) 


( 11 ) 
deputation . 
33. 33 % by direct recruit 
ment. 


(8 ) 
of a recognised University or 
equivalent. 
2 . Two years experience in the 
field of Geography or Cartography 
in representation of economic data 
on maps and of drafting reports. 
Note 1 : Qualifications are relaxa 
ble at the discretion of the Union 
Public Service Commission in case 
of candidates otherwise well qua 
lified . 
Note 2 : The qualification (s) re 
garding experience is/are relaxa 
ble at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the 
case of candidates belonging to 
Scheduled Castes or Scheduled 
Tribes, if at any stage of selection 
the Union Public Service Commiss 
ion is of the opinion that sufficient 
number of candidates from these 
Communities possessing the re 
quisito experience are not likely to 
be available to fill up the posts 
reserved for them . 
Desirable : 
Basic knowledge of computer map 
ping and Geographical informa 
tion system 


In casc of recruitment by promotion /dcputa 
tion /absorption , grades from which promotion / 
deputation /absorption to be made 


If a Departmental Promotion 
Committee exists what is its 
composition 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission is to be 
consulted in making 
recruitment 


(12 ) 


( 13) 


( 11 ) 


VLNL + + 


Promotion : 

Group B Departmental Promo Consultation with Union 
Gcographer/Cartographer with three years regular tion Committee (for considering Public Service Commi 
service in the grade 

Promotion / confirmation ) : 

ssion necessary while 
Note : Where Juniors who have completed their qua - 1. Registrar Gencral, India - Chairman making direct recruit 
lifying or eligibility service arc being considered for 2 . Joint Registrar General 

ment and appointing an 
promotion , their seniors shall also be considered pro - of India 

- Member Officer on deputation . 
vided they are not short of the requisite qualifying or 3. Director, Ministry of 
eligibility service by more than half of such service Home Affairs 

- Member 
and two years whichever is less and have successfully 
completed their probation to the next higher grade 
alongwith their juniors who have already completed 
such qualifying or eligibility service, 
Deputation : 
Officers of the Central or the State Governments : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis; or 


[ भाग II -~ खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23 , 2001 / आपाढ़ 2 , 1923 


2049 


- 


- 


- 


- 


- 


12 


(ii ) with three years regular service in posts in the 

scalç of Rs. 5500 - 9000 or equivalent; and 
( b ) possessing the educational qualifications and 

experience prescribed for direct recruits under 

column (8 ) 
( The Departmental Officers in the feeder Category 
who arc in the direct line of promotion shall not 
be eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists shall not be 
cligibic for considcration for appointment by 
promotion). Period of deputation including period 
of deputation in another ex -cadre post held 
immediatcly preceeding this appointment in the 
Same or some other organization or department 
of the Central Government shall ordinarily not 
to cxcced three years. The maximum age limit for 
appointincnt by deputation shall be not cxceeding 
50 ( fifty six ) years as on the closing date of receipt 
ofapplications. ) 


[ F No . A -12032/13/99- Ad. II ) 
J. K . BANTHIA , Registrar General of India 


( राजभाषा विभाग ) 

नईदिल्ली, 13 जून, 2001 
सा . का . नि . 325 . -- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय , राजभाषा 
विभाग , केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान ( लेखाकार ) भर्ती नियम, 1992 का मंशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

( i ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, ( लेखाकार ) भर्ती ( संशोधन ) 
नियम, 2001 है । 

( ii ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. गृह मंत्रालय , राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान ( लेखाकार ) भर्ती नियम , 1992 की अनुसूची के स्थान पर 
निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् : 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान 

चयन - सह - ज्येष्ठता मीधे भर्ती किए जाने वाले 
संख्या 

या योग्यता के आधार व्यक्तियों के लिए 
पर चयन अथवा 

आयु सीमा 
अचयन पद 


5 


1 * 


रु . 5500 - 175 - 9000 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लेखाकार 

साधारण 
[ 2001 ] केन्द्रीय सेवा, 

समूह ख 
अराजपत्रित, 

अनुसचिवीय 
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 


2050 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ASADHA 2 , 1923 


- 


- 


%3D 


परिवीक्षा की 
अवधि यदि 
कोई हो । 


सेवा में जोडे 
गए वर्षों का 
लाभ केन्द्रीय 
सिविल सेवा 
( पेंशन ) 
नियम, 1972 
के नियम 30 
के अधीन 
अनुज्ञेय हैं 
या नहीं 


सीधे भर्ती 
किए जाने 
वाले व्यक्तियों 
के लिए 
अपेक्षित 
शैक्षिक और 
अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए 
जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और 
शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों 
की दशा में लागू 
होंगी या नहीं 


[ PART II _ SEC. 3(i)] 
भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे 
होगी या प्रोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा 
तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा 
भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


10 


11 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रतिनियुक्ति / आमेलन 


प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 


यदि विभागीय 
प्रोन्नति समिति 
है, तो उसकी 
संरचना 


भर्ती करने में 
किन परिस्थितियों 
में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श 
किया जाएगा 


12 


13 


लागू नहीं होता 


14 
जब कोई अधिकारी आमेलन के 
आधार पर नियुक्ति के लिए 
विचार किए जाने के क्षेत्र 
में हो तब संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक है । 


प्रतिनियुक्ति : 
अ. ( क ) ( i ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे सहायक जो नियमित आधार 

पर पद धारण किए हों, या 
( ii ) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के ऐसे उच्च श्रेणी 

लिपिक जिन्होने उस श्रेणी मे 8 वर्ष नियमित सेवा की है, और 
( ख ) जिन्होंने मचिषालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से रोकड़ 

और लेखा कार्य अथवा समतुल्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है 
और जिनके पास रोकड़ लेखा तथा बजट कार्य का 3 वर्ष का 
अनुभव है, जिसके न हो मकने पर , 

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : -- 
( क )( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( ii ) जिन्होंने 5000 - 8000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों 

पर 3 वर्ष निर्यामत सेवा की है , या 
( iii ) जिन्होंने 4500 - 7000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों 

पर 6 वर्ष नियमित सेवा की है, या 
( ii ) जिन्होंने 4000 -6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों 

पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है , और 
( ख ) जिन्होंने संचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान से रोकड 

तथा लेखा कार्य में अथवा समतुल्य प्रशिक्षण प्राप्त किया हो 
और जिनके पाम रोकड़ लेखा तथा बजट कार्य का 3 वर्ष का 
अनुभव है । या 
जिन्होंने केन्दीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग 
द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा मेवा परीक्षा या समतुल्य 
परीक्षा उत्तीर्ण की है । 
( प्रतिनियुक्ति की अधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के 
उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक 


( 4T II - 445 3 (i) ] 


HRCT # 1179743 : 57 23 , 2001 /3195 2 , 1923 


2051 


12 


पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति 
की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक 

it) 


T 


[ 91. . 14034 /82 /99 – 77. 47.( 27.ffl.) ] 

. TA , TA. + ît, AGRITECH 


UIG FWu : 67 fi287 , HRG 7497 , 47 /I, US 3, 3405 ( i ) # 71. 97. fq . 133TU 27 RTT, 1992 GRT Wohlfera fone 
TO PRI 

(Department of Official Language ) 

New Delhi, the 13th June , 2001 
G .S . R . 325 . - - In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution of India , 
the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Department of Official lan 
guage . C entral Hindi Training Institute (Accountant) Recruitment Rules, 1992 , namely : 

1. (i) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi 
Training Institute (Accountant) Recruitment ( Amendment), Rules 2001 . 

( ii ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 

2. In the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute ( AC 
countant) Recruitment Rules , 1992 for the Schedule, the following Schedule shall be substituted , namely - - 

SCHEDULE 
Name of the Post Number Classification Scale of Pay Whether selection Age limit for direct 
of Post 

by merit or selection - recruits 
cum -scniority or 
non - selection post 


T 


الرا 


Accountant 


Rs. 5500 - 175 -9000 Not applicable 


Not applicable 


01* 

General Central 
( 2001) Service Group B 
* Subject to Non -Gazetted , 
variation Ministerial 
dependent 
011 Workload 


Wlicther benefit Educational and other qualifica - Whether age and 
of added ycars oftions required for direct recruits other essential 
service admissible 

qualifications pre 
under ruilc 30 of 

scribed for direct 
the Central Civil 

recruits will apply 
Services ( Pension ) 

in the casc of pro 
Rules, 1972 

moices 


Period of pro - Method of recruitment 
bation , if anywhether by direct recruit 

ment or by promotion 
or by deputation /absorp 
tion and percentage of 
the posts to be lived by 
various m 


10 


Notapplicable 


Notapplicable 


Not applicable 


biC 


Not applicable Deputation psorption 


175437 /730 ; 


2052 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ASADHA 2 , 1923 

[Part II — Sec. 3 (1)] 
In case of recruitinent by promotion /deputa If a Departmental Promotion Circunstances in which 
tion /absorption , gradçs from which promotion / Committee cxists what is its Union Public Service 
deputation /absorption to be made 

composition 

Commission is to be 
consulted in making 
recruitinent 


13 


Consultation with Union Public 
Service Commission necessary 
whicn an officer is in the field of 
consideration for appointment 
on absorption basis. 


Deputation : 

Not applicable 
A . (a ) ( i) Assistants of the Central Secrctariat Scr 

vice holding the posts on regular basis ; or 
( ii ) Upper Division Clerks of Central Secreta 

rat Clcrical Service with Eight years re 

gular service in the grade, and 
( b ) WhoW e undergone training in Cash and 

Accounts work in the Institute of Secretariat 
Training and Management or equivalent and 
possess three years experience of Cash 

Accounts and Budget work ; failing which , 
B Officers under the Central Government : 
(a ) (i) Holding analogous posts on regular basis: 


Or 


( ii ) with three years regular service in posts 

in the scale or Rs. 5000 - 8000 or equiva 

Icnt; or 
(ii) With six years regular service in posts in 

thic scale of Rs. 4500 -6000 or equivalent; 

or 
( iv ) With cight ycars regular service in posts 

in the scale of Rs. 4000 -6000 or equiva 

lent: and 
(b ) Who have undergonc training in Cash and 

Accounts work in the Institute of Secretariat 
Training and Management or equivalent and 
possess three years experience of Cash , Ac 
counts and Budget work , or 
A pass in the Subordinate Accounts Service or 
cquivalent examination conducted by any of 
the organisçd Accounts Department of the 

Central Goienuncnt. 
( Period of Deputation including period of deputation 
in another ex - cadrc post held immediately preceding 
this appointment in the same or some other 
organisation /department of the Central Government 
shall ordinarily not exceed three years . The 
1, 10ximum age limit for appointinentby deputation 
shir ]) 1101 cxcced 56 years as on the closing date of 
the roccipl of application .) 


IF No. 14034/82 /99-0 L . ( Trg .)} 

B .MS NEGI, Director 


Footnotc Thic Principal Recruitment Rules were published in the Guzette of India , Part II, Section 3, Sub -scction (i) 

vide G . S .R 133 dated 21stMarch , 1992 . 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23 , 2001/ आषाढ़ 2, 1923 


2053 


- 


- 


- 


- 


- 


कार्मिक , लोक -शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 


( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

शुद्धि पत्र 

नई दिल्ली, 8 जून, 2001 
सा . का . नि . 326. - -- भारतीय पुलिस सेवा ( संवर्ग पद संख्या का नियतन ) द्वितीय संशोधन विनियमावली 2001 , में ( कार्मिक, लोक 
शिकायत तथा पेंशन - मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 22 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 11052/9/ 2000 - अ. भा. से. II 
क , सा . का . नि . संख्या 195 दिनांक 07 - 04 - 2001 द्वारा प्रकाशित ) राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों के बारे में मद 1 में , केरल शीर्षक के 
अधीन विनियम 2 में भारतीय पुलिस सेवा के केरल सवंर्ग की पद संख्या और संरचना में परिवर्तन करते हुए, अन्त में आने वाली प्रविष्टि अर्थात् : 


" राज्यपाल के ए. डी . सी . 
के स्थान पर 
" पुलिस अधीक्षक प्रतिस्थापित की जाएगी । 


[ सं . 11052 /9/ 2000 - अ. भा. से. ( II ) - क ] 

के . एस . आचार , अवर सचिव 


टिप्पणी: - मुख्य विनियम दिनांक 22. 10. 1955 की एस. आर. ओ. संख्या 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । बाद में भारतीय 

पुलिस सेवा के केरल संवर्ग के बारे में इनमें निम्नलिखित सा. का . नि . संख्या और तारीख द्वारा संशोधन किए गए थे : 


सा. का . नि . संख्या 


तारीख 


सा . का . नि . संख्या 


तारीख 


540 


27 - 10 - 75 


403 


13 - 07 - 91 


812 


12 - 06 - 76 


90 


04 - 03-- 95 


455 


30 - 07- 80 


320 


31 - 03 - 95 


1008 


294 


24 - 06 - 95 


14 - 11 -81 
20 - 04 - 88 


344 


740 


31 - 12 - 97 
24 - 04 - 98 


646 


30 - 06 - 84 


212 


187 


26 - 03 - 88 


195 


07 - 04 - 2001 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS 

(Department of Personnel & Training ) 

CORRIGENDUM 


New Delhi , the 8th June, 2001 
G . S . R. 326. -- In the Indian Police Service ( Fixation of Cadre Strength ) Second Amendment Regulations , 
2001 (published vide Ministry of Personnel, P . G . & Pensions, Department of Personnel & Training notification no. 
11052/ 9/ 2000- AIS (II) - A, dated the 22nd March 2001, GSR No. 195dated 7 - 4- 2001] altering the strength and compo 
sition of the Kerala Cadre of Indian Police Service , in regulation 2 under the heading “ Kerala ” , in item 1 relating to 
senior posts under the State Government , the entry, namely : 

" ADC to Governor 
occurring at the end shall be replaced by the following : 
“ Superintendent of Police 

INo . 11052/ 9/ 2000 - A.I. S. (II)- A ] 

K . S . ACHAR , Under Secy . 
Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 , dated 22 - 10 - 1955 , subse 

quently they were amended in respect of the Indian Police Service vide following GSR numbers and dates in 
respect of Kerala cadre : 


2054 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ ASADHA 2 , 1923 


[ PART II - SEC . 3(1) ] 


GSR No. 


Date 


GSR No . 


Date 


540 


27- 10 -75 


403 


90 


320E 


812 
455E 
1008E 
344E 
646 


13- 7 - 91 
4- 3 -95 
31- 3 - 95 
24 - 6 - 95 
31- 12 - 97 
24 - 4- 98 


12- 6 - 76 
30-7 -80 
14- 11 - 81 
20- 1 - 88 
30- 6 -84 
26 - 3 -88 


294 


740E 


212E 
195 


187 


7 - 4 -2001 


शुद्धि पत्र 

नई दिल्ली, 8 जून, 2001 
सा . का . नि . 327 . - भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) द्वितीय संशोधन नियम , 2001, में ( कार्मिक, लोक - शिकायत तथा पेंशन - मंत्रालय, 
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 22 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 11052/ 9/2000 - अ. भा. से. ( ii ) ख, सा . का. नि . संख्या 196 
दिनांक 07 - 04 - 2001 द्वारा प्रकाशित ) " केरल " शीर्षक के अधीन नियम 2 मद II के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियमावली 1968 
की अनुसूची III ख में केरल संवर्ग से संबंधित प्रविष्टियों को संशोधित करते हुए, अन्त में आने वाली प्रविष्टि अर्थात् : 

" राज्यपाल के ए. डी . सी . " 
के स्थान पर 
" पुलिस अधीक्षक " प्रतिस्थापित की जाएगी । 

[ सं. 11052/ 9/ 2000 - अ. भा . से.-(II ) ख ] 

के. एस. आधार , अवर सचिव 
टिप्पणी: - प्रधान नियम दिनांक 14 - 09 - 1954 की एस . आर. ओ. संख्या 158 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । बाद में , भारतीय 

पुलिस सेवा के केरल संवर्ग के बारे में इनमें निम्नलिखित मा . का. नि. संख्या और तारीख द्वारा संशोधन किए गए थे : 


सा. का . नि . संख्या 


तारीख 


सा. का. नि . संख्या 


तारीख 


541 


27 - 10 - 75 


404 


13 - 07 - 91 


813 


12 - 06 - 76 


91 


456 


30 - 07 - 80 


320अ 
295 


04 - 03 - 95 
31 - 03 - 95 
24 - 06 - 95 


345 


20 - 04 - 83 
30 - 06 - 84 


647 


213 


24 - 04 - 98 
07 - 04 - 2001 


188 


26 - 03 - 88 


196 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 8th June, 2001 


G . $ . R . 327. — In the Indian Police Service (Pay) Second Amendment Rules, 2001 (published vide Ministry of 
Personnel, P . G . & Pensions, Department of Personnel & Training notification no . 11052 /9 / 2000 -AIS ( II)- B , dated the 
22nd March , 2001, GSR No . 196 dated 7 -4 - 2001) amending entries relating to the Kerala Cadrc in Schedule 
III - B to the Indian Police Service, ( Pay) Rules, 1968 under rule 2, item II under the heading "Kerala ", the entry namely : 

" ADC to Governor " 
occurring at the end shall be replaced by the following : 
" Superintendent of Police " 

[ No. 11052/ 9/2000 - AIS (II)- B ] 

K .S. ACHAR. Under Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23 , 2001/ आषाढ़ 2, 1923 


2055 


Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India vide SRO 158, dated 14 - 9- 1954 . These were 

subsequently amended in respect of the Kerala (Indian Police Service ) vide following GSR numbers and dates in 
respect of Kerala cadre : 


GSR No. 


Date 


GSR No . 


Datc 


541 


27 - 10- 75 


404 


13- 7- 91 


813 


12- 6 - 76 


91 


4 -3 -95 


456E 


30 - 7 - 80 


320E 


31 - 3 - 95 


345E 


20 - 4 - 83 


295 


24-6 -95 


(647 


30 - 6 - 84 


213E 


24- 4 - 98 


188 


26 - 3 -88 


196 


7 - 4 - 2001 


नई दिल्ली, 13 जून , 2001 


सा . का, नि . 328 . - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सहायक सचिव , 
केन्द्रीय सचिवालय क्रीड़ा नियंत्रण बोर्ड, कार्मिक विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय भर्ती नियम, 1971 को अधिक्रान्त करते हुए सिवाय उन बातों के 
जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण 
विभाग ) में केन्द्रीय सिविल सेवा संस्कृति और क्रीड़ा बोर्ड में सहायक सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा संस्कृति और क्रीड़ा बोर्ड , सहायक सचिव भर्ती 

नियम , 2001 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. पद- संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उमका वेतनमान यह होगा जो इससे उपाबद्ध 

अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 


3 . भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें 

ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 12 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 


4 . निरहंता : यह व्यक्ति 


( क ) जिमने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है , या विवाह की संविदा की है , या 


( ख ) जिमने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है , 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या ममीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


2050 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ASADHA 2 , 1923 


( PART II --- SEC. 3(i)] 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


पदों की 
संख्या 


वेतनमान चयन सह - ज्येष्ठता सीधे भर्ती किए जाने वाले 

या योग्यता के व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा 
आधार पर चयन 
अथवा अचयन 
पद 


सेवा में जोड़े गए वर्षों 
का फायदा केन्द्रीय 
सिविल सेवा (पेंशन ) 
नियम , 1972 के नियम 
30 के अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


17 


3 


7 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


सहायक सचिष, 1 * ( 2001 ) साधारण केन्द्रीय 6500 - 200 
केन्द्रीय 

सेवा समूह ख 10500/ - रु . 
सिविल सेवा 

राजपत्रित , 
संस्कृति और 

अननुसचिवीय 
क्रीड़ा बोर्ड 

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन 
किया जा सकता है । 


+ 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


9 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या 
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे 
जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


11 


12 


प्रतिनियुक्ति 


प्रतिनियक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : -- 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सुदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
(ii ) जिन्होंने 5500 - 9000 रू0 या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन 

वर्ष नियमित सेवा की है, और 
( ख ) क्रीडा, प्रतियोगिता टूर्नामेंट और ड्रामा संगीत और नृत्य आदि में मांस्कृतिक 

कार्यक्रम/ प्रतियोगिता आदि के संचालन के एक वर्ष का अनुभव सहित तीन 
वर्ष का प्रशासनिक अनुभव और खेल मैदान टेनिस कोर्ट और अन्य क्रीड़ा 
सुविधाओं के अनुरक्षण का अनुभव हो । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर 
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने 
की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


( MT11 -- UUS 3 (1) ] 


YRSTUM 


: 23 , 2001 /31U 


2, 1923 


2057 


- 


- 


-- 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शकिया 
जाएगा 


13 


- 


14 


लागू नहीं होता 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
करना आवश्यक नहीं है । 


[ T . T . 12018 /4 / 2000 -WIT. I ] 


राजेश्वर दयाल, अवर सचिव 


fint fait TV 


YG UUT : - 42726fTa ( # TATAKT # 1145425 ) farra, 1971 I. q . ft .CTG 11 - 10 -71 GRT 

et it I, n . fa , arta 7 - 2 - 72 t 4 - 3 - 1975 GTU 487147 94 for TO PRI 


New Delhi, the 13th June, 2001 


G .S . R . 328 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Assisiant Secretary , Central Secretariat Sports Control Board , Department of Personnel, Cabinet 
SecretariatRecruitmentRules, 1971 except as respects things donc or omitted to be done before such supersession , the 
President licreby makes the following rules regulating themethod of recruitment to the post of Assistant Secrctary , 
Central Civil Services Cultural and Sports Board in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions 
(Department of Personnel and Training ), namely : - 


1. Short tille and commencement : -- ( 1 ) These rules may be called the Central Civil Services Cultural and 
Sports Board . Assistant Secrctary Recruitment Rules, 2001. 


( 2 ) 


Thiey shall come into force on the date of their publication in the Official Gazelic . 


2 Number of post , classification and scale of pay : — The number of the post, its classification and the scale 
of pay attached therсto shall be as specified in columns (2 ) 10 ( 4 ) of the Schedule annexed hereto . 


3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc : Thc method of recruitment age limit, qualifications 
and other matters relating to the said posts shall be as specified in columis ( 5 ) 10 ( 12 ) of the said Schedule 


+ 


Disqualifications : No person , — 


(a ) 


who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 


(b ) 


who , having a spousc living , has entered into or contracted a marriage with any person , 


shall be eligible for appointment to the said post : 


Provided that the Central Governmentmay , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicablc 10 such person and the other party to the marriage and that there arc other grounds for so doing, cxempt any 
person from the operation of this rule . 


m 


5 Power to relax : - Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
y , by order for reasons to be recorded in writing , and in consultation with the Union Public Service Coinmission , 
relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons. 


6 . Saving : - Nothing in these rulcs shall affect reservations, relaxations of age Imit and other Concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Ex -servicemen and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by thc Central Government from time to time in this regard . 


2058 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ASADHA 2 , 1923 


AZETTE OF INDIA:IUNE 21,2001/ASADHA 2,1923 


(Pakr II — Sec . 3 (1) ] 


1Paks l_sex.30 


SCHEDULE 


Name of the post Number of Classification Scale of pay Whether Age limit for 
posts 

selection direct recruits 
by merit or 
selection - cum 
seniority or non 
selection post 


Whether benefit 
of added years 
of service adinis 

sible 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


Not applicable 


Not applicable 


Assistant 1 * ( 2001) 
Secretary . * Subject to 
Central Civil variation 
Services dependent 
Cultural and on work 
Sports Board load . 


General Cen - Rs. 6500 - 200 - Not 
tral Service 10500 applicablc 
Group B 
Gazetted 
non -Ministerial 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


Whether age and Period of probation Method of recruitment 
cducational qualifica - if any 

whether by dircct recruit 
tions prescribed for 

ment or by promotion or 
direct recruits will 

by deputation /absorption 
apply in the case of 

and percentage of the 
promotecs 

posts to be filled by 
various methods 


( 8 ) 


( 10 ) 


( 11) 


Not applicable , 


Not applicable. 


Not applicable . 


Deputation 


In case of recruitment by promotion 
deputation /absorption , grades from 
which promotion /deputation / 
absorption to be made 


If a Departmental 
Promotion Commilicc 
exists, what is its 
composition 


Circumstances in which 
Union Public Service Com 
mission to be consulted in 
making recruitment 


(12 ) 


( 13 ) 


(14 ) 


Not applicable . 


Consultation with Union 
Public Service Commission 
not necessary . 


Deputation : 
Officers under Central Government 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis ; or 
( ii ) With threc ycars regular service in posts in 
the pay scale of Rs. 5500 - 9000 or equivalent; and 
(b ) Possessing three years administrative experience 
including one year s experience of organising sports 
meets, tournaments and cultural programmes/ compe 
titions in drama, music and dance etc . and experience 
ofmaintenance of playgrounds, tennis courts 
and other sports facilities. 
(Period of deputation including period of deputation 
in another ex -cadre post held immediately preceding 
this appointment in the same/or some other organisa 
lion /department of the Central Government shall 
ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : जुन 23, 2001/ आषाढ़ 2, 1923 


2059 


T 


m 


(12 ) 


for appointment by deputation shall be not exceed 
56 years as on the closing datc of the receipt 
ofapplications) 

No. A. 12018/ 4/2()()()- Ad -I] 

RAJESHWAR DAYAL . Under Secy . 
Foot Note : The Assistant Secretary ( Central Secretariat, Sports Control Board Rules . 1971 were published Vide 

GSR No dated 11- 10 -71 and subscquently anjended vide GSR No dated 7- 2- 72 and 4 -3 -1975 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

शुद्धि -पत्र 

नई दिल्ली, 11 जून , 2001 
सा . का . नि . 329. .. भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड ( i ) में दिनांक 3 मार्च, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार ( वाणिज्य 
विभाग ) की दिनांक 14 फरवरी, 2001 की अधिसूचना सा . का. नि . 120 के पृष्ठ 10 पर शुरूआती भाग में धारा -- 18 के लिए धारा - 48 पढ़ा 
जाए । 

[ मं. 9/3/ 99 - बागान ( ख ) ] 
एल. वी . सप्तऋषि, अपर सचिव 


पाद टिप्पणी : - मुख्य अधिसूचना को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड ( i ) में दिनांक 14-- 2 - 2001 के मा . का . नि . सं . 120 के द्वारा 

प्रकाशित किया गया था । 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


( Department of Commerce ) 

CORRIGENDUM 


New Delhi, the 11th June, 2001 
G . S. R. 329.- -Inthe Government of India ( Department of Commercc ) notification G. S R . 120 dated 14th 
February . 2001 published in the Gazette of India , Part II , Section 3 , Sub - scction (i) on 3rd March , 2001, at page 10). in the 
opening portion, for " Section 18 " read " Section48" . 

No 9/ 3/ 99- Plant ( B)] 


L . V . SAPTHARISHI, Addl. Sccy . 


Foot Note: The Principalnotification waspublished in Part II , Section 3 , Sub -section (i) or Gazette of India vidc GSR 

No. 120 dated 14- 2-2001 , 


( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) 

नई दिल्ली, 12 जून , 2001 
सा . का . नि . 330. . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और महानियंत्रक , पेटेंट, 
डिजाइन और व्यापार चिन्ह भर्ती नियम , 1981 को जिसका मंबंध महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह के पद से है उन बातों के सिवाए 
अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है महानियंत्रक , पेटेंट, डिजाईन और व्यापार चिन्ह 
के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
__ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ~ ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महानियंत्रक, पेटेंट , डिजाईन और व्यापार चिन्ह भर्ती नियम , 

2001 है । 


- 


- 


- 


Ha 


2060 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ASADHA 2 , 1923 

[ PART II - SEC. 3(6) 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों 

से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 
3. भर्ती की पद्धति , आय - सीमा , अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 

बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 
4 . निरर्हता : - वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवितरहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं , उन्हें स्लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बास , ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुमार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
यिशेप प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 


वर्गीकरण 


पद का नाम पदों की 

संख्या 


वेतनमान चयन अथवा 

अचयन पद 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 


सेवा में जोड़े गए वर्षों 
का फायदा अनुज्ञेय है 
या नहीं 


महानियंत्रक , 1 * ( 2000 ) साधारण केन्द्रीय 18400 -500 लागू नहीं होता पचास वर्ष से अनधिक 
पटेंट, डिजाइन 

सेवा ममूह क 2400 रुपये 
और व्यापार 

राजपत्रित , 
चिन्ह * कार्यभार के अननुमयिषीय 

आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है 


मीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि , यदि 
कोई हो 


कानिए पास जाने वाले शिक्षक 


मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आय और शैक्षिक 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होंगी या नहीं 


परिशेला की अपी, यदि 


10 


आयुः नहीं 
शैक्षिक अर्हता : हां 


मीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों 
के लिए एक वर्ष 


आवश्यक : 
( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र / 

रसायन शास्त्र में मास्टरडिग्री या धातुकर्म विज्ञान / 

प्रौद्योगिकी/ इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य । 
( 1 ) मूल वैज्ञानिक अनुसंधान के अभिलेख और प्रकाशित 

कागज पत्रों महित ( प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए ) पंद्रह 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23, 2001 / आषाढ़ 2 , 1923 


2061 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


वर्ष का अनुसंधान अनुभव जिसमें पांच वर्ष का प्रशासन का अनुभव 
भी सम्मिलित होगा या किसी औद्योगिक और / या इंजीनियरी संगठन 
में प्रबंधकीय क्षमता में पंद्रह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जिसमें 
पांच वर्ष का प्रशासन का अनुभव भी सम्मिलित होगा या पेटेंट 
कार्यालय /व्यापार चिह्न / भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में प्रबंधकीय 
क्षमता में पंद्रह वर्ष का अनुभव (जिसमें पांच वर्ष का प्रशासन 

अनुभव भी सम्मिलित होगा ) । • 
टिप्पणी : 
( 1 ) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग 

के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । 
अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के विवेका 
नुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों 
की दशा में तब शिथिल की जा सकती है ( हैं ) जब चयन के किसी 
प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि 
उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने 
वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की । 

संभावना नहीं है । 
वांछनीय : 
( i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में भौतिकशास्त्र /रसायनशास्त्र में 

डाक्टर की डिग्री या संबंधित विषय में धातुकर्म विज्ञान/ इंजीनियरी / 

प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य । 
( ii ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विधि की डिग्री या समतुल्य । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा न्या 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा 
भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


द्वारा 


12 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति : 
(जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है ) जिमके न हो सकने पर 
सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रतिनियुक्ति : - ( जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है ): 
1. केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय /मान्यताप्राप्त 

अनुसंधान संस्थान/ अर्द्ध सरकारी / स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे 

अधिकारी : 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( ii ) जिन्होंने 16400 - 20900 रु. के या ममतुल्य वेतनमान वाले पदों 

पर दो वर्ष नियमित सेवा की है , या 
( iii ) जिन्होंने 14300 - 18300 रु. के या ममतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 

तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिनके पास सीधी भर्तीकिए गये व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित 

शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं । 
ऐसे विभागीय ज्येष्ठ संयुक्त नियंत्रक , पेटेंट और डिजाइन संबंध में जिन्होंने 
उस श्रेणी में 2 वर्षनियमित सेवा की है बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया 
जाएगा और यदि उनमें से किसी का इस पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो 
जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । । 


2062 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ASADHA 2, 1923 


[ PART II - SEC . 3 (i)] 


. 


. . 


- 


- 


. 


. 


12 


पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी 
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
पात्र नहीं होंगे । 


[ प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अधि है, साधारणतया पांच वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आय - मीमा आवेदन प्राप्त 
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।] 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
किया जाएगा 


14 


1 . सचिव, 

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ... अध्यक्ष 

करना आवश्यक है । 
2. अपर सचिव , 
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय – सदस्य 

[ सं. 8/ 59/ 98 - पी . पी. एण्ड सी. ] 

राजीव रंजन , निदेशक 
(Departmentof Industrial Policy and Promotion ) 

New Delhi,the 12111 June 2001 
G. S. R. 330. - -In exercise of the powers confered by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession 
of the Controller General of Patents. Designs and Trade Marks | class I and II ( Gazclicd ) posis | Recruitment Rules. 1981 , in 
so far as they relate to the post of Controller General of Patents . Designsand TradeMarks, exceptasrespects things donc 
or omitted to be done before such supcrsession , the Presidenthereby makes the following rules regulating the method of 
recruitment 10 the post of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, namely : 

1. Short title and commencement : 1) Thieseniles may be called the Controller General of Patents, Designs and 
Trade Marks. Recruitment Rules, 2001 

(2 ) They shall come into force on ilıç date of their publication in thic OficialGazelle. 

2 . Number of posts, classification and scale ofpay : Thic number of the said posts, its classification and the 
scale of pay attached Uicrcto , shall be as specificd in columns ( 2 ) 10 ( ) of the Sclicdulc annexed to these riles. 

3. Method of Recruitment , age limit. qualifications, etc : - The method ol Recruitment to the post. age limit , 
qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5 ) 10 ( 14 ) of the Schedule 
aforesaid 


+. Disqualification . — No person , — 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 

( b ) who . having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 
shallbe cligible for appointment to the said post : 

Provided that the CentralGovernmentmay , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , excmpt any 
person from the operation of this rule 


[ 411 I - 05 3 (1) ] 


417 I TOTE ; 


23 , 2001/3140 2 , 1923 


2063 


5. Power to relax. — Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or cxpcdicnt so to do , 
itmay, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission , relax 
any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

. Savings . — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Ex- scrvicemen , and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the Central Government from timeto timc in this regard . 

SCHEDULE 


Nancof 


Classification 


Number of 
post 


Post 


Scale of pay Whether Age limit for 

Selection or direct recruits 
Non - Selection 
post 


Whetherbenefit of 
added ycars of 
servicc admissible 


2 


N . A . 


Yes 


Notcxcccding 
· 50 years 


Controller 01* (2001) GCS Group A Rs. 18100)- 
General or * Subjcct to Gazetted 

500 -22400 
Patents . Designs variation Non -Ministerial 
and Trade dependent on 
Marks 

workload . 


Educational and other 
qualifications required 
ſor direct recruits 


Whether age and cducational 
qualification prescribed for 
direct recruits will apply 
in the case of promoters 


Period of 
probation 
ilany 


Method of Recruitmentwhether 
by Direct Recruitment or by 
Promotion or by deputation / 
absorption and percentage of 
vacancy to be filled by various 
methods 


8 


9 


10) 


lycar for 
direct recruit. 


Promotion /Deputation : 
( including Short-tern Contract) 
failing which by direct 
recruitment 


Essential : 

Age : No 
(i) Master s Degree in Physics/ Edu . Qual. : Yes 

Chemistry or Degrccin 
Metallurgy / Technology / 
Engineering of a Recognised 

University or Equivalent. 
( ii) 15 y cars research experience with 

record oforiginal scientific rescarch 
and published paper ( cvidence to be 
furnished ) including 5 years admi 
nistrative experience or 15 years 
practical experience in managerial 
capacity in an Industrial and or 
Engineering Organisation including 
5 years administrative experience or 
15 years in managerial capacity in 
PatentOffice/ Trade Marks/ 
Geographical Indication Registry 
including 5 years administrative 

experience 
Note 1: Qualifications are relaxable at the 
discretion of the UPSC in case of 
candidates otherwise well qualified . 


2064 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 . 2001/ASADHA 2 , 1923 


[Pari II — SEC 3 (1)] 


D 


. . 


. 


. 


DI ILI 


Note 2 : The qualification ( s) regarding 
cxperience is /are relaxable at the discre 
tion of the UPSC in casç of candidates 
belonging to Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes , if at any stage of 
selection the UPSC is of the opinion that 
sufficientnumber of candidates from 
these communities posscssing the requisite 
cxperience are not likely to be available to 
Gill up thepost reserved for them . 
Desirable : 
(i) Doctorate Degree in Physics/ 

Chesmistry or Master s Degree in 
Metallurgy / Engineering Technology 
in the subject concerned of a recog 

nised university or cquivalent. 
(ii) Degree in Law of a recognised 

university or cquivalent. 


In casc of recruitmentby promotion / 
deputatiowabsorption gradcs from 
which thepromotion /deputation / 
absorption to be made 


If a Departmental Promotion 
Committee exists what is the 
composition 


Circumstances in which 
the Union Public Servicc 
Commission is to be con 
sulted in making rocnitinent. 


12 


13 


17 


Consultation with UPSC 
necessary on cach occasion , 


Deputation (including short term contract) 1. Secretary, Ministry of Commerce 
1. Officers under the Central/Statc Gover 

& Industry — Chairman 
numents/Union Territories/Universities/ 2 . Additional Secretary, Ministry of 
Recognised Rescarch Institutions/Semi of Commerce & Industry — Member 
Government/ Autonomous or Statutory 
Organisation : 
(a )(i) . Holding analogous posts on regular 
basis , or 
( ii ) with two years regular service in posts in the 
Scalc of Rs., 16400 -20900 or cquivalent; or 
( iii) with three years regular service in posts in 
the scale of Rs. 14300 - 18300 or cquivalent; and 
(b ) Possessing the educational qualifications 
and experience prescribed for direct recruits 
under Col 8 . 
11. Tlic departmental Senior Joint Controller of 
Patents and Designs with two years regular 
service in the grade will also be considered 
along with outsiders and in case he /she is 
selected for appointment to the post the same 
shall be deemed to have been filled by 
promotion , 

The departmental officers in the feeder category 
who are in the direct line of promotion shall not 
bc cligible for consideration for appointment 


[ भाग II - -- खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23, 2001/ आषाढ़ 2, 1923 


2065 


12 


on deputation . Similarly , deputationists shall 
notbe eligible for consideration for appointment 
by promotion. 
( Period of deputation /contract including period 
of deputation /contract in another ex -cadre post 
held immediately prcccding this appointment 
in the samc or someother organisation / 
Department of the Central Govt. shall not 
cxcced five ycars. 
Themaximum age limit for appointmentby 
deputation (including short term contract shall 
not be exceeding 56 ycars as on the closing 
datc of receipt of apaplications). 


INo. 8/ 59 /98- PP & C ] 
RAJEEV RANJAN , Director 


नईदिल्ली, 12 जून , 2001 
सा . का . नि . 331. -- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औद्योगिक नीति और 
प्रोन्नयन विभाग के नियंत्रणाधीन महानियंत्रक पेटेन्ट डिजाइन और व्यापार चिह्न कार्यालय के अधीन पेटेन्ट कार्यालय में ( ज्येष्ठ संयुक्त नियंत्रक ) पेटेन्ट 
और डिजाइन , समूह ( क ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पेटेंट कार्यालय ( ज्येष्ठ संयुक्त नियंत्रक ) 
भर्तीनियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उमका वर्गीकरण और उमका घेतनमान यह होगा जो इमसे /इन नियमों 
से उपायद अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , और अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अर्हताएं और उममे संबंधित 
अन्य बातें व होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है । 

4. निरर्हता : - यह व्यक्ति - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति में विवाह किया है, या विवाह की मंविदा की है 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसाविवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू म्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी । 

5. भर्ती बोई : भर्ती बोर्ड में संयुक्त सचिव ( प्रशा. ) औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग अध्यक्ष के रूप में महानियंत्रक पेटेंटस डिजाइन 
और व्यापार चिह्न मदम्य के रूप में जिमके साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य संगठनों से समुचित स्तर के दो या अधिक विशेषज्ञ होंगे और 
मचिन पास्थिति का एक सदस्य पेटेन्ट कार्यालय मे या केन्द्रीय सरकार के अधीन मंत्रालय /विभाग से चुना जाएगा । 

बोर्ड का अध्यक्ष अपनी शक्तियां पेटेंट कार्यालय के उस पद के संबंध में जिसके लिए भर्ती की जानी है मचित प्रास्थिति के अधिकारी को 
उस विशिष्ट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा । 

6. शिथिल करने की शक्ति : -- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उनै लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण , आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुमार अनुसूचित जातियों, अनुचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


2066 


THE GAZETTE OF INDIA: JUNE 23, 2001/ ASADHA 2, 1923 


[ PART II - SEC. 3(1)] 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


अनुसुची 
चयन सह ज्येष्ठता सीधे भर्तीकिए जाने वाले 
अथवा अचयन व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 


सेवा में जोड़े गए 
वर्षों का फायदा 
केन्द्रीय सिविल सेवा 
(पेंशन ) नियम, 1972 
के नियम 30 के 
अधीन अनुज्ञेय है या 


नहीं 


3 


4 


5 


नहीं 


ज्येष्ठ संयुक्त 1 * साधारण केन्द्रीय 16400 - 450 - योग्यता के आधार 50 वर्ष से अधिक नहीं 
· नियंत्रक पेटेंट ( 2001 ) सेवा, समूह क 20900 रु. पर चयन केन्दीय सरकार द्वारा समय - समय 
और डिजाइन राजपत्रित 

पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों 
( अननुसचिवीय ) 

के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 

5 वर्ष तक शिथिल कर सकती है । 
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 

टिप्पणी : - आयु- सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । 
( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम , 
मणिपुर, नागालैंड , त्रिपुरा, मिक्किम , 
जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड , 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति 
जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड , 
अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप 
के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । 


मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और 
अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्तीकिए जाने व्यक्तियों के परिवीक्षा की अवधि 
लिए विहित आयु और शैक्षिक यदि कोई हो 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होंगी या नहीं 


10 


सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के 
लिए दो वर्ष 


(i ) भौतिकी/रमायन / जैव रसायन/ सूक्ष्मजीव विज्ञान/ आणविक आयु : नहीं 

जीवविज्ञान जैव प्रौद्योगिकी/ जैव भौतिकी में मास्टर डिग्री, या अर्हता : हां 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी/ इंजीनियरी 

में डिग्री या समतुल्य । 
( ii ) मूल अनुसंधान के अभिलेख उत्तर प्रकाशित पत्रों सहित 15 वर्ष का 

अनुसंधान अनुभव तथा पेटेंट प्रक्रियाओं का ज्ञान जिसमें पेटेंट 
विशिष्टियों का प्रारूपण भी सम्मिलित है, या 
किसी औद्योगिक या इंजीनियरी संगठन में पर्यवेक्षीय प्रास्थिति में 
15 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव और पेटेंट प्रक्रियाओं जिसमें पेटेंट 
विशिष्टियां भी सम्मिलित है का ज्ञान , या 
पेटेंट कार्यालय में पर्यवेक्षीय प्रास्थिति में 15 वर्ष का अनुभव । 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23, 2001 / आषाढ2, 1923 


2067 


टिप्पण : 1 - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में भर्ती बोर्ड 
के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण : 2 - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) भर्ती बोर्ड के विवेकानुसार 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाजियों के अभ्यर्थियों की दशा में 
तब शिथिल की जा सकती है ( हैं ) जब चयन के किसी प्रक्रम पर भर्ती 
बोई चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को 
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या 
में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा 
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों 
की प्रतिशतता 


11 


12 


प्रोन्नति जिमके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ( जिसमें 
अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है ) और दोनों के न हो 
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति : ऐसा संयुक्त नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन जिसने उम श्रेणी में दो वर्ष 
नियमित सेवा की है , 
या ऐसा संयुक्त निदेशक पेटेंट और डिजाइन जिमने संयुक्त नियंत्रक पेटेंट और 
डिजाइन और उप नियंत्रक पेटेंट और डिजाइन और उपनियंत्रक पेटेंट और 
डिजाइन की श्रेणी में सात वर्ष सम्मिलित सेवा की है । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्शकिया जाएगा । 


13 


14 


लागू नहीं होता 


समूह क विभागीय प्रोन्नति ( प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने 
के लिए ) : 

( i ) मचिव औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग 
(ii ) मंयुक्त सचिव प्रशासन, औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग 
(ii) महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न 


- अध्यक्ष 


- सदस्य . 


- सदस्य 


[ फा . सं. 8( 48 )/ 2000 पीपी एंड सी ] 


राजीव रंजन, निदेशक 


टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु यदि आयोग उनका 

अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किमी सदस्य की अध्यक्षता में फिर 
से होगी । 


___ New Delhi. the 12th June. 2001 
G. S. R. 331 . In exercisc of thepowers conferred by the proviso to article 309 ofthe Constitution. the President 
hereby makes thic following rules regulating themethod of recruitment to the post of Senior Joint Controller of Patents and 
Designs (Grade A ) in Patent Office under the Office of Controller General of Patents ,Designs and TradeMarks. under the 
controlofDepartment of Industrial Policy and Promotion , namely : 


1787GI/2001 - 4 


2008 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/AŞADHA 2 , 1923 


(Part II — SEC . 3 (1)] 


1. Short title and commencement. - ( 1) These rules may be called Ministry ofCommerce and Industry in the 
Patent office (Scnior Joint Controller) Recruitment Rules, 2001. (2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the OfficialGazette 

2. Number of posts, classification and scale of pay. — Thenumber of the said posts , its classification and the scale 
of pay attached thereto , shall be as specificd in columns (2 ) to ( 4 ) of the Schedule annexed to these nules 

3. Method of Recruitment, age limit, qualifications , etc . , — The method of recruitment relating to the said 
post, age limit , qualifications and other matters shall be as specificd in columns (5 ) to ( 17 ) of the Schedule . 
4 . Disqualification . -- No person, — 

(a ) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 

(b ) Who, having a spousc living, has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be cligible for appointmentto the said posts : 

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule. 

5. Recruitment Board .— Recruitment Board shall be constituted with Joint Secretary (Admn ), Departmentof 
Industrial Policy and Promotion as Chairman , Controller General of Patents, Designs and TradeMarksasMember along 
with 2 or more experts of the appropriate levcl from other organizations in the field of Science & Technology and one 
Member of appropriate status will be selected from Patent Officc or from the Ministry /Departinent under Central 
Government. Chairman of the Board may dclegate his power to any official of the Patent Office having appropriate 
status in relation to the post to which the recruitment is to be made to function as Chairman to that particular Board . 

6 . Power to relax . -- Where the CentralGovernment is oropinion that it is necessary or expcdientso to do, it may , 
by order , for rcasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
catcgory of persons. 

7. Savings . - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required 10 be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex - scrvicemen , and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard . 

SCHEDULE 


Classification 


Name of 
thic Post 


Number of 
post 


Age limit for 
direct recruits 


Scale of pay Whether 

Selection 
by merit or 
Selection 
cum -seniority 
post 


4 


Rs. 16 ,400 - 
450 - 20 , 000) 


Selection 
by merit 


Senjor Joint 
Controller of 
Patents and 
Designs 


23 
1 * (2001) Gencral 
* Subject to Central 
variation Service 
dependent Group ‘ A ’ 
upon the Gazetted 
workload , Non -Ministerial 


6 
Not excccding 50 years 
Note 1 : Relaxable forGovernment 
Servants up to five years in accordance 
with the instructions issued by the 
CentralGovernment. 
No1c2 : The Crucial date for determining 
age limit shall be thc date for receipt of 
applications from candidates in India (and 
not the closing date prescribed for those 
in Assam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram ,Manipur, Nagaland, 
Tripura , Şikkim , Ladakh Division of 
Jammu and Kashmir State, Lahaul and 
Spiti District and Pangi Sub Division of 
Chamba District of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands and 
Laklısadwecp ). 


2069 


Method of Recruitment whether 
by Direct Recruitment or by 
Promotion or by deputation / 
absorption and percentage of 
the post to be filled by 
various methods 


11 


Yes 


ars 


[ YTT II - TV 3 (1) ] 

YRKT 1M147 : F 23, 2001 /3111 2, 1923 
Whether benefit Educational and other Whether age and Period of 
of added ycars qualification required educational 

probation 
of service for direct recruits qualification 

if any 
admissible under 

prescribed for 
Rulc 30 of Central 

direct recruits will 
Civil Services 

apply in the case 
(Pension ) Rules, 

of promotees 
1972 

9 

10 

Age : No 
(i)Master s Degree in Physics Qualifictions for direct 
Chemistry / Bio - Chemistry /Micro - Yes 

recruits , 
biology /Molecular Biology / Bio 
Technology / Bio -Physics 

OR 
Degree in Technology /Engineering 
of a Recognised University or 
cquivalent 
( ii ) 15 years research experience with 
record of original research and 
published papers and knowledge 
of patenting procedures including 
drafting of patenting specifications. 


Promotion faillng which by 
deputation ( including short 
term contract ) and failing 
both by direct recruitment. 


OR 


15 years practical cxperience in 
a supervisory capacity in an industrial 
or enginccring organization and 
knowledge of patenting procedures 
including draſting of patenting 
specifications 

OR 
15 years experience in supervisory 
capacity in Patent Office 
Notc 1 : The qualification (s ) regarding 
cxpcricncc is /are relaxable at the discre 
lion of the recruitment Board in case of 
Scheduled Castes/ Scheduled Tribes 
candidates, if the Board is of the opinion 
that sufficientnumber of candidates from 
these communities possessing the 
requisito qualifications are not likely to 
be available to fill up the vacancics 
reserved for them . 


In case of recruitment by proniotion / 
deputation /transſcr. grades from 
which the promotion /deputation / 
transfer to be made 


If a Departmental Promotion 
Committoc exists , what is its 
composition 


Circumstances in which 
thic Union Public Service 
Commission is to be con 
sulted 


12 


13 


14 


Not applicable 


Group A Departmental Promotion 
Committee (for considering promotion 
and confirmation ) : 


Promotion Joint Controller of Patents and 
Designs, with two years regular scrvicc in the 
grade 

Or 
Joint Controller of Patents and Designs with 
scien ycars combined service in the grade of 


(i) Secretary, Department of Industrial 

Policy and Promotion Chairman 


2070 


THE GAZETTE OF INDIA: JUNE 23, 2001/ ASADHA 2 , 1923 


| PARTII - SEC. 3 (i)]] 


- 


- 


- 


12 


___ 13 


Joint Controller of Patents and Designs and ( ii ) Joint Secrctary , Administration , 
Deputy Controller of Patents and Designs. Department of Industrial Policy 

and Promotion - Member 
(iii ) Controller General of Patents , 
Designs and Trade Marks — Member 

[ E. No. 8(48)/20600- PP & C ] 

RAJEEVRANJAN , Dircator 
Note : — Thc proceedings of Departmental Promotion Committee shall be sent for approval. If, however, these are not 

approved by the Commission a fresh meeting of theDepartmental Promotion Connittee to be presided over by the 
Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall bcheld . 

योजना आयोग 


( कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ) 


नई दिल्ली, 29 मई, 2001 


सा . का . नि . 332.-- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना आयोग के कार्यक्रम 
मूल्यांकन मंगठन में समूह घ के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ( समूह घ पर ) भर्तीनियम, 2001 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागू होना : -- यह नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे । 

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान ये होंगे जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धति , आयु सीमा, और अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

5. निरर्हता : वह व्यक्ति , 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या विवाह की संविदा की है , 


( ख - जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , या विवाह की संविदा की है 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


6. चपरासी के पद पर नियुक्त व्यक्तियों का होम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने का दायित्व - इन नियमों में अन्तर्विष्ट 
किमी बात के होते हुए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को छोड़कर इन नियमों के अधीन चपरासी के पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति होम गार्ड के 
रूप में तीन वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा । 

परन्तु यह कि महा समादेष्टा , होम गार्ड, प्रशिक्षण के दौरान किसी के कार्य और उसके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के स्तर को देखते हुए 
अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से इस अवधि को घटा कर दो वर्ष कर सकेगा । 

___ 7. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


8. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण , आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े 
वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


[ भाग 1 - खण्ड 3(6) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23 , 2001 / आषाढ़ 2, 1923 


2071 


NAL 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन - सह - ज्येष्ठता या योग्यता 
के आधार पर चयन अथवा 
अपयन पद 


दफतरी ज्येष्ठ चपरासी 


अचयन 


6 * 
( 2001 ) 


साधारण केन्द्रीय सेवा 
समूह घ , अराजपत्रित 


2610 - 60 - 3150 
65 - 3540रु. 


32 * 


चपरासी 

साधारण केन्द्रीय सेवा, 
( 2001 ) 

समूह घ , अराजपत्रित 
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 


2550- 60 - 2660- 60 - 
3200 रु . 


लागू नहीं होता 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा 


सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा 
( पेंशन ) नियम , 1972 के 
नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक 
अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
लागू होंगी या नहीं 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 
लागू नहीं होता 


नहीं 


लागू नहीं होता 
25 वर्ष से अधिक नहीं 
सरकारी आदेश के अनुसार 
मरकारी सेवकों के लिए 
शिथिल की जा सकती है । 


लागू नहीं होता 
आवश्यक : मिडिल स्कूल 

कक्षा उत्तीर्ण 
वांछनीय: होम गार्ड, नागरिक 
सुरक्षा स्वयंमेवक के मूल और 
पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण । 


परिवीक्षा की अवधि, यदि 
कोई हो 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की 
दशा में वे श्रेणियां जिनमे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति । 
आमेलन किया जाएगा 


12 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा । 


प्रोन्नति : चपरामियों की पोन्नति जिमने उस श्रेणी 

में कम से कम दो वर्ष निर्यामत सेवा की 


आमेलन : ऐसे व्यक्तियों को मामेलन द्वारा जो 

केन्द्रीय सरकार कार्यालयों में बही या 
ममतुल्य पद धारण किए हुए है और 
जिनके पास मिडिल कक्षा उत्तीर्ण की 
शैक्षिक अर्हता है । 


दो वर्ष 


सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा । 


ऐसे व्यक्तियों को आमेलन द्वारा जो केन्द्रीय सरकार 
के कार्यालयों में समान या ममतुल्य पदधारण किए 
हए हैं और जो स्तंभ में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते 


2072 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ASADHA 2 , 1923 


[PART 1 -- SEC, 3 (1) ] 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श किया जाएगा 


14 


लागू नहीं होता 


13 
समूह घ विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1. 3797 H ( 147 - III ) 

- अध्यक्ष 
2. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी 

- सदस्य 
( तकनीकी समन्वय ) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन 
3 . 37 / 41 37 ( 80144 - 4 ) 

- सदस्य 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 

[ Á , P - 12018 /1/2000 - 04 IV ) 

एच. आर. गौड, अवर सचिव 


PLANNING COMMISSION 


(ProgrammeEvaluation Organisation ) 

New Delhi, the 29th May , 2001 
G . S . R . 332.-- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , thc President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group D posts in the ProgrammeEvaluation 
Organisation of the Planning Commission , namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1) These rulesmay be called Progrunme Evalustion Organisation ( Group D 
Posts) Recruitment Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette 

2 . Application . — These rules shall applly to the posts specificd in column 1 of the Schedule annexed 
hereto 

3 Number of posts , classification and scales of pay. — The numberofposts , their classification and the scalesof 
pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedulc . 

t. Method of Recruitment, age limit, qualifications , etc. - - Themcthod of recruitment, age limit, qualifications 
as other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of llic Schedule 
aforesaid . 

5 . Disqualification . — No person. - 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 

(b ) Who , having a spouse living , has entcred into or contracted a mariage with any person . 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to themarriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule. 

6. Liability of persons appointed as Peons to undergo Training as Home Guard . - - Notwithstanding anything 
contained in these rules, every person appointed as a Peon under these rules excepting those who are physically 
handicapped shall undergo training as a HomcGuard for a period of three years . 

Provided that the Commandant General. Homegrards,may having regard to thic performance of and standard of 
training achieved by any person during the period of training reduce such period to two y cars for reasons to be recorded 
in writing 

7. Power to relax. - Where the CentralGoverment is of opinion that it is necessary or expedient so to do itmay . 
by order , for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
calcgory of persons or posts . 

8 . Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for personsbelonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, Ex-serviccinen . Other Backward 


( TT11 - yg 3 ( ) ] 


ARGT 


M43 : V 


23 , 2001/ 31141 : 2 , 1923 


2073 


Communities and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to umeby the Central 
Government 

SCHEDULE 


Name of post 


Number of post 


Classification 


Scale of Pay 


OSTN 


Wliether Selection - cum 
seniority or selection by 
merit or Non -selection 


3 


Non - selection 


1. Daftry/ Senior 
Peon 


Rs. 2610 -60 
3150 -65 -3540 


06 * (2001) 

Gencral Central 
* Subject to varia - Service Group " D " 
lion dependent on Non -Gazcited , 
workload . 
32 * (2001) General Central 
* Subject to varia - Service Group “ D " 
tion dcpendent on Non -Gazetted , 
workload 


Peon 


Not applicable 


Rs 2550 -55 
2660 -60 - 3200 


Age - limit for 
dircct recruitment 


Educational and other qualifica - 
tions required for direct recruits 


Whether benefit of 
added cars of ser 
vice adnissiblc under 
rule 30 of the Central 
Civil Service (Pension ) 
Rules, 1972 


Whether age and educa 
tional qualifications pro 
scribed for direct recruits 
will apply in the case of 
promotees 


Not applicable 


Not applicable 


No 


Not applicable Not applicable 
Not cxceeding 25 Essential : Middle School 
years (Relaxable for Standard Pass 
Govt. servants as per Desirable : Training in Basic 
Government order ) and Refresher Courses in 
Note : The crucial Home guards, Civil Defence 
date for determining volunteers. 
the age limit shall be 
the last date up to 
which the Employ 
ment Exchange is 
asked to submit name. 


Not applicable 


Period of probation , 
if any 


Method of recruitmentwhether by direct in case of recruitment by promotion /dcputation / 
recruitment or by promotion or by depu - absorption grades from which promotion / 
tation /absorption and percentage of deputation / absorption to be made 
the posts to be filled by various 
methods 


11 


12 


Not applicable 


By Promotion , failing which by 
absorption . 


Promotion : Promotion of Peon who have 
rendered at Icast two ycars regular service in the 
grade . 
Absorption : By absorption of persons holding 
similar or equivalent posts in CentralGovernment 


2074 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ASADHA 2 , 1923 


[ PART II . SEC . 3(i)] 


- 


- 


- 


10 


ll 


12 


Thivo years 


Direct recruitment, failing which 
by absorption . 


Offices and possessing Middle School standard 
pass Certificate. 
By absorption of persons holding similar or 
equivalent posts in Central Government offices 
and possessing qualifications specified in 
Column8. 


Ira Departmental Promotion Committce exists, what 
is its composition 


Circumstances in which Union Public Service 
Commission is to be consulted in making recruit 
ment 


Not applicable 


Group D 
Departmental Promotion Committees 
consisting of : 
(1) Under Secretary ( Administration- III) - Chairman 
(2 ) Senior Research Officer ( Technical -- Member 

Co- ordination) Programme Evaluation 

Organisation 
(3 ) Section Officer (Administration IV ) — Member 


Not applicable 


Not applicable 


| E No . A12018/1 / 2000 - Admn. IV ] 

H. R. GOUR, Under Secy. 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली, 11 जून, 2001 
सा . का . नि . 333. - - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और 
अनुसंधान संस्थान, रायपुर में चपरासी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ,अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ,रायपुर ( चपरासी ) भर्ती 
नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : -- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा , अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें 
व होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : - वह व्यक्ति, 
( क ) जिनसे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुएकिसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23, 2001/ आषाढ़ 2 , 1923 


2015 


- 


5. प्रारंभिक गठन : - ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर में 
नियमित आधार पर चपरासी का पद धारण किए हुए हैं इन नियमों के अनुसार उस पद पर नियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे प्रारंभ के पूर्व और उनके 
द्वारा की गई नियमित सेवा परिवीक्षा की अवधि, प्रोन्नति, पुष्टि तथा पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए संगणित की जाएगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण , आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों , अन्य पिछड़े 
वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसुची 
पद का नाम 

पदों की वर्गीकरण वेतनमान 

योग्यता के आधार पर चयन या 
संख्या 

चयन - सह - ज्येष्ठता अथवा 
अचयन पद 


1 


_ 2 


घपरामी 


लागू नहीं होता 


2550 - 55 - 2660 
60 - 3200 रु. 


साधारण केन्द्रीय सेवा 
( 2001 ) 

समूह घ, अराजपत्रित , 

अननुसचिवीय 
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
आयु- सीमा 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ 


सेवा में जोड़े गए वर्षों 
का फायदा केन्द्रीय 
मिविस्न मेवा ( पेंशन ) 
नियम, 1972 के नियम 
30 के अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
लागू होंगी या नहीं 


नहीं 


18 से 25 वर्ष के बीच 

आश्वयक : 

लागू नहीं होता 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण । 
आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल 2. साइकिल चलाना जानता हो । 
करके 35 वर्ष तक की जा सकती है ) । वांछनीय : होम गार्ड, तथा 
टिप्पण 1 : आयु - सीमा अवधारित करने के लिए सिविल रक्षा में बुनियादी और 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पुनश्चयाँ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण । 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित 
होगी । ( न कि यह अंतिम तारीख जो असम , अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधि 
मेघालय, अरूणाचल प्रदेश , मिजोरम, मणिपुर, कारी के विवेकानुसार शिथिल की 
नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू - कश्मीर राज्य जा सकती है । 
के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और 
स्पीति जिल्ले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड , 
अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ) । 
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की 
जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित 
करने के लिएनिर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख 
होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


1787 GI / 2001 - 5 


20/0 


2010 THE VALLITE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ASADHA 2 , 1923 

[ PART II - SEC. 3( 0] 
परिवीक्षा की अवधि , यदि भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या 

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती 
कोई हो प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा 

की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 

प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 
____ 10 11 

12 
दो सर्प शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 

लागू नहीं होता 
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन 
छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक 
अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय 
सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 
भरी जा सकेंगी जो 


( क ) सदृश पद धारण किए हुए हैं । 


( ख ) सीधी भर्ती के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हता 

रखते हैं । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा 


13 


14 
लागू नहीं होता 


समूह घ विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना, 
( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए ) : 


1. निदेशक , क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , रायपुर 


- अध्यक्ष 


- सदस्य 


2. उप निदेशक , रायपुर 
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, रायपुर 


[ फा. मं. ए- 12018)51/ 2000 - कुष्ठ ( सी मी डी ) ] 

नीता केजरीवाल, अवर सचिव 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

New Delhi, the 11th June , 2001 


G .S .R . 333.-- -In exercise of the powers conferred by the proviso lo article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating themethod of recruitment to the post of Peon in tlic Regional Leprosy Training 
and Research Institutc. Raipur , namely : 

| Short title and commencement : - ( 1) Thcsc rules may be called the RegionalLeprosy Training and Research 
Institute , Raipur (Pcon ) Recruitinent Rules, 2001. 

( 2 ) They shall come into forccon the date of theirpublication inthe Official Gar.clic . 

2 Number of posts, classification and scale ofpay : - - The number of posts , its classiſication and the salesof pay 
attached tlicrcto shall be as spcciſicd in columns 2 to 4 of the Schedulc annexed hereto . 

Method of Recruitment, age limit, qualifications, etc . :- The method of the recruitment, age limit, 
qualifications and other matters relating to the said post shall be as specificd in columns 3 10 14 of the said Schicdulc . 

+. Disqualifications . - - No person, --- 
(al who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 

(b ) Who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person . 
shall be cligible for appointment to the said post : 


[ 471 1 - 


E 3 (1) ] 


HRT 1 1974 : VF 23 ; 2001/3141& 2 , 1923 


2077 


Provided that the Central Governmentmay , if sartisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule. 

5 . Initial Constitution . Persons holding the post of Pcon in the Regional Leprosy Training and Research 
Institute, Raipur on regular basis on the date of commencement of these rules shall be decmed to have been appointed to 
tlic post according to these rules and the regular service rendered by them shall count for the purpose of probation period , 
qualifying scrvice for promotion , confirmation and pension . 


(). Power to relax . — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expcdient so to do , 
it may , by order, and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 


7 Saving Nothing in these rules shall affect rescrvations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribcs, Ex -servicemen , Oiher Backward Classes and 
other special categories ofpersons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in 
this regard . 


SCHEDULE 


Name of post 


Number ofpost 


Classification 


Scale of Pay 


Whether selection by merit 
or selection -cum -seniority 
or non - selection post 


Pconi 


Not applicable 


Rs. 2550 -55 
2060 -60 -3200) 


3 * (2000 ) 
* Subject to varia 
tion dependent on 
workload . 


General Central 
Service Group " D " 
Non Gazetted , 
Non -Ministerial 


Age limit for direct recruitment. 


Educational and other 
qualifications required for 
direct recruits 


Whether benefit of 
added years of ser 
vice admissible under 
nile 30 of the Central 
CivilService ( Pension ) 
Rules, 1972 


Whether age and educa 
tional qualifications pre 
scribed for direct recruits 
will apply in the case of 
promotees 


9 


No 


Not applicable 


Between 18 - 25 years 
(relaxablc for Government servants 
upto 35 years in accordance with 
the instructions or orders issued by 
Central Government.) 
Note 1 : The crucial date for deter 
mining the age limit shallbe the clos - 
ing date for receipt of applications 
froni candidates in India (and not the 
closing date prescribed for those in 
Assam , Maghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, 
Nagaland, Tripura , Sikkim , Ladakh 
Division of Jammu and Kashimir 
State , Lahaul and Spiti District and 
Pangi Sub -division of Chamba 
District of Himachal Pradesh and 


Essential : 
1. 8th Standard Pass , 
2 . Should know cycling . 
Desirable : Training in Basic 
and Refresher Course in Home 
Guards and Civil Defence . 
Note : Qualificationsare relaxa 
ble at the discretion of the Com 
petent Authority in case of can 
didates otherwise well qualified 


2078 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ASADHA 2 , 1923 


(PART II — SEC 3 (1)] 


BIO 


Union Territories of Andaman and 
Nicobar Islands or Lakshadweep ). 
Note 2 : In the case of recruitment 
made through the Emlployment 
Exchange, the crucial date for 
determining the age limit shall be the 
last date upto which the Employment 
Exchange is asked to submit the 
names . 


Period of probation , 


if any 


Method of recruitment whether by direct 
recruitment or by promotion or by depu 
lation /absorption and percentage of the 
posts to be filled by variousmethods. 


In case of recruitment by promotion /deputation 
absorption grades from which promotion / 
deputation / absorption to be made 


10 


11 


12 


Two years 


Not applicable 


100 % by direct recruitment. 
Notc : Vacancies caused by the incumbent 
being away on deputation or long illness 
or study leave or under any other 
circumstances for a duration of one year 
or more may be filled on deputation basis 
from amongst officers of the Central 
Goveniment holding : -- 

(a ) Analogous posts ; 
(b ) possessing the qualification 
prescribed for direct recruits under 
column 8 . 


If a DepartmentalPromotion Committee exists ,what is its 
composition 


Circumstances in which Union Public Service 
Commission is to be consulted in making recruit 
mant 


13 


14 


Not applicablc 


Group D Departmental Promotion Cominittees 
(for considering confirmation ) : 
(1) Director,RegionalLeprosy Training and 

Research Institute, Raipur 
(2) Deputy Director ,Regional Leprosy Training 

and Research Institute, Raipur 
(3) SeniorMedicalOfficer , Regional Leprosy 

Training and Research Institute, Raipur 


- Chairman 


- Member 


- Member 


[F . No . A -12018 /51/ 2000 -Leprosy/CCD ] 

NITA KEJREWAL , Under Secy. 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23, 2001/ आषाढ़ 2, 1923 


2079 


= 


नई दिल्ली, 11 जून , 2001 
सा . का . नि . 334. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण 
और अनुसंधान संस्थान , रायपुर में कनिष्ठ आशुलिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर ( कनिष्ठ 
आशुलिपिक ) भर्ती नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों 
से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा , और अर्हताएं आदि : -- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : - वह व्यक्ति - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय 
विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5 . प्रारंभिक गठन : ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , रायपुर में 
नियमित आधार पर कनिष्ठ आशुलिपिक का पद धारण किए हुए हैं इन नियमों के अनुसार उस पद पर नियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे प्रारंभ 
के पूर्व और उनके द्वारा की गई नियमित सेवा परिवीक्षा की अवधि , प्रोन्नति, पुष्टि तथा पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए संगणित 
की जाएगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके 
लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल 
कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण , आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों , 
अन्य पिछडे वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के आधार सेवा में जोड़े गए सीधे भर्तीकिए जाने 
संख्या 

पर चयन या वर्षों का फायदा वाले व्यक्तियों के 
चयन - सह 

केन्द्रीय सिविल लिए आयु सीमा 
ज्येष्ठता अथवा सेवा (पेंशन ) नियम 
अचयन पद 1972 के नियम 30 

के अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


1 


2 


नहीं 


4000 
100 
6000 रु० 


लागू नहीं 
होता 


कानप्ठ 
आशुलिपिक ( 2001 ) 

* कार्य भार 
के आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


साधारण केन्द्रीय 
सेवा, समूह ग 
राजपत्रित 
( अननुसचिवीय ) 


18 से 25 वर्ष के बीच 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों या आदेशों 
के अनुसार सरकारी सेवकों के 
के लिए शिथिल करके 35 
वर्ष तक की जा सकती है । 


2080 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ ASADHA 2 . 1923 


[ PART II --- SEC . 3 (i) ] 


- 


- 


- 


- - 


- 


टिप्पणी : 1 --- आयु - सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों 
से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई 
अंतिम तारीख होगी । जो ( न कि वह अंतिम 
तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल 
प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , 
सिक्किम, जम्मू - काश्मीर राज्य के लद्दाख 
खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति 
जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, 
अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ) । 
टिप्पणी : - 2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
से की जाने वाली भर्ती की दशा में 
आयुसीमा अवधरित करने के लिएनिर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए 
कहा गया है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों को दशा 
में लागू होंगी या नहीं 


___ परिवीक्षा की 

अवधि यदि 
कोई हो 


10 
दो वर्ष 


लागू नहीं होता । 


आवश्यक : - आशुलिपिक में 100 शब्द प्रति मिनट और 

टंकण में 40 शब्द प्रति मिनिट की गति के 

साथ मैट्रिक या समतुल्य । 
वांछनीय : - कम्प्यूटर पर काम करने का ज्ञान । 
टिप्पण : - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 

मक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा 
सकती है । 


- 


- 


- 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे 
श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 

___ 12 
लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 

11 
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 
टिप्पणी : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या 
किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर 
रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनि 
युक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी 
( क ) ( i ) जो नियमित अधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं । 

( ii ) जिन्होंने 3200 - 4900 रु. के या समतुल्य वेतनमान में पांच 

वर्ष सेवा की है , और 
( ख ) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हता है । 


( 417 II — 195 3 (i) ] 


IROT 97 


9 : 


23 , 2001/ 31191€ 2, 1923 


2081 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों की दशा में संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा 


13 


14 


लागू नहीं होता । 


- 37747 
- सदस्य 


विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना ( पुष्टि के लिए) : 

( i ) निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर 
( ii ) उप -निदेशक / सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और 

अनुसंधान संस्थान, रायपुर 
( iii ) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान 

संस्थान, रायपुर 


- सदस्य 


[ 9] F . . - 12018 /40 /2000 8 ( 71. 1. 51. ) ] 

नीता केजरीवाल, अवर सचिव । 
New Delhi, the 11th June , 2001 
G .S . R . 334. - In exercise of the powers conferred by the proviso 10 article 309 of the Constitution , the President 
herebymakes the following niles regulating themethod of recruitment to the post of Junior Stenographer in the Regional 
Leprosy Training and Research Institute, Raipur namely : 

1. Short title and commencement :41) These rules may be called the Regional Leprosy Training and Research 
Instiute , Raipur (Junior Sicnographer) Recruitment Rules, 2001. 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 Number of posts, classification and scale of pay :- The number of said posts , its classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed hereto 

3 . Method of Recruitment, age limit, qualifications , etc. The method of recruitmicid, age limit , 
qualifications and other matters relating to the said post shall be as specificd in columns 5 10 14 of the said Schedule 
aforesaid 

t. Disqualification . — No person , - 
( 31 ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spousc living, or 
(h ) Whio , having a spousc living , has entered into or contracted a marriage with any person . 

shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the Central Governmentmay , if sartisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable 10 Such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 

5. Initial Constitution — Persons holding the post of Junior Stenographer in the RegionalLcprosy Training 
and Research Instiute, Raipur on regular basis on the date of commencement of uiesc nilcs shallbe deemed to have been 
appointed to the post according to these rules and the regular service rendered by them shall count for thic purpose of 
probation period , qualifying service for promotion , conſinnation and pension . 

6 . Power to relax . — Where the CentralGovernment is or opinion that it isnecessary or expedient so to do , it 
may ,by order, for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these niles with respect to any class 
or category of persons. 

7. Saving. - -Nothing in these rules shall affect rescrvations, relaxation of age limit and other concessions 
required 10 be provided for persons belonging to Schcduled Castes or Scheduled Tribes, Ex -servicemen . Other Backward 
Communities and other special categories of persons in accordance with the order issued by the CentralGov cmmcnt 
from time to time in this regard 

SCHEDULE 


Name of the post Number of posts 


Classification 


Scale of Pay 


Whether selection by 
merit or selecțion - cum 
seniorily or non -selection 
post 

(5 ) 
Not applicable 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Junior 
Stenographier 


Rs. 4000 - 100 - 
6000 


01* (2001) 
* Subject to varia - 
tion dependent on 
workload . 


General Central 
Service Group " C " 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


2082 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ASADHA 2 , 1923 


(PART II - - Sec. 3 (1) ] 


Age limit for direct recruitment 


Educational and other 
qualifications required for 
direct recruits 


Whether benefit of 
uded Years of 
service admissible 
under rule 30 of the 
Central Civil Services 
(Pension ) Rules , 1972 

hi ) 
No 


Essential : 
Matriculation or cquivalent with speed of 100 
Words per minute in Shorthand and 40 words 
per minute in typewriting . 
Desirable : 
Knowledge of working on Computer, 


Between 18 to 25 years 
( relaxable for Government servants upto 35 
years in accordance with the instructions or 
orders issued by Central Government. ) 
Note 1 : The crucial date for detennining 
the age limit shall be the closing date for 
receipt of applications from candidates in 
India ( and not the closing date prescribed 
for those in Assam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , 
Tripura, Sikkim , Ladakh Division of Jainmu 
und Kashmir State , Lahaul and Spiti District 
and Pangi Sub - division of Chumba district of 
Himachal Pradesh and Union Territories of 
Andman and Nicobar Islands or Lakshuchweep . ) 
Note 2 : In the case of recruitinent made 
through the Employment Excalige, the crucial 
date for deterinining thc age limit shall be the 
last date upto which the Employment Exchange 
is asked to submit the names. 


Note : Qualitication are relaxable at the discre 
tion of the Competent Authority in case of can 
didates othervise well qualified . 


Period of 
probation , 
if any 


Whether age and educational 
qualifications prescribed for 
direct recruits will apply in 
the case of proinotecs . 
by various methods. 

9 
Notapplicable 


10 


Two years 


Method of recruitment whether hy 

In case of recruitinent by 
direct recruitment or hy promotion 

promotion /deputation 
or by deputation /absorption and 

absorption grad from which 
percentage of the posts to be filled 

promotion /deputution/ 

absorption to be made 
11 

12 
100 % by direct recruitment. 

Not applicable 
Note --- 
Vacancies caused by the the incumbent being 
away on deputation or long illness or study 
leave or under any other circumstances for a 
duration of one year ormoremay be lilled on 
deputation husjs from amongst ollicers of the 
CentralGoveminent holding : 
( a ) (i) analogous posts on regular basis , 
( ii ) posts in the pay scale of Rs. 3200 -4900 or 
equivalentwith five years service rendered in the 
grade; and 
(b ) possessing thc qualification prescribed for 
direct recruits under colouinn 8 


Circumstances in which the Union Public Service 
Commission is to be consulted in making recruitment, 

( 14 ) 
Not applicable 


Il a Departmental Promotion Cominittee exists, what is its 
coinposition 

( 13 ) 
Coinposition of Departinental Promotion Cominittee 
( los conlirznution ) : 

Director, RegionalLeprosy Training and Research Institute , 
Raipur 

- Chairman 
2 . Deputy Director /Assistant Director, Regional Leprosy 

Training and Rescurch Institute , Raipur - Member 
Senior Medical Officer, Regional Leprosy Training and 
Research Institute , Raipur 

- Member 


[F . No . A . 12018 /401/2000 - Lep ./CC1) 

NITA KEJREWAL . Under Secy: 


उपा 


[ भाग [[ - खण्ड 3(i) ] भारत का राजपत्र : जून 23, 2001/ आषाढ 2, 1923 

2083 
नई दिल्ली, 11 जून, 2001 
सा . का . नि . 335. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और 
अनुसंधान संस्थान, रायपुर में रसोई सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , रायपुर (रसोई 
सहायक ) भर्ती नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : -- उक्त पद की संख्या, उमका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु सीमा और अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4 . निरर्हता : - - वह व्यक्ति - 
( क ) जिमने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐमा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किमी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. प्रारंभिक गठन : -- ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर में 
नियमित आधार पर रसोई सहायक का पद धारण किए हुए हैं इन नियमों के अनुसार उस पद पर नियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे प्रारंभ के पूर्व और 
उनके द्वारा की गई नियमित सेवा परिवीक्षा की अवधि , प्रोन्नति, पुष्टि तथा पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए संगणित की जाएगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या ममीचीन है , वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किमी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति : - - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगो, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में ममय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुमार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों , अन्य पिछड़े 
वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण 

वेतनमान योग्यता के आधार सेवा में जोड़े गए सीधे भर्ती किए जाने 
संख्या 

पर चयन या वर्षों का फायदा वाले व्यक्तियों के 
चयन - सह 

केन्द्रीय सिविल लिए आयु सीमा 
ज्येष्ठता अथवा सेवा (पेंशन ) नियम 
अथयन पद 1972 के नियम 30 

के अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


5 


रसोई 


लागू नहीं । 
होता 


सहायक 


2550 - 55 
2660 - 60 - 
3200 रु० 


साधारण केन्द्रीय 
सेवा, समूह घ 
अराजपत्रित 
( अननुसचिवीय ) 


( 2001 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


नहीं 

18 से 25 वर्ष के बीच 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
के अनुसार सरकारी सेवकों 
किए गए अनुदेशों या आदेशों 
के लिए शिथिल करके 35 

वर्ष तक की जा सकती है ) । 
टिप्पण 1 : आयु - सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत 
की गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि वह 
अंतिम तारीख जो असम , मेघालय, अरूणाचल 
प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , 
सिक्किम जम्मू - काश्मीर राज्य के लद्दाख 
खंड , हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति 


178791/ 2001 - 6 


2084 


THE GAZETTE OF INDIA: JUNE 23, 2001/ ASADHA 2 , 1923 


[ PART II - SEC. 3(6)] 


- 


- 


- 


. . . . . 


. 


. 


. . 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


7 
जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, 
अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । 
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 
की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा 
अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख 
वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार 
कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की 
अवधि , यदि 
कोई हो 


10 
दो वर्ष 


लागू नहीं होता । 


आवश्यक : - पांचवी कक्षा उत्तीर्ण । 
वांछनीय: -- किमी अस्पताल की रसोई में कार्य करने का एक 
वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण : आर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 

सक्षम प्राधिकारी के विवेकनुसार शिथिल की जा 
सकती है । 


74 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे 
श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 

___ 12 
लागू नहीं होता 


शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी गा अध्ययन छुट्टी या 
किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर 
रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रति 
नियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी 
( क ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं । 
( ख ) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए स्तंभ 8 में अधिकथित विहित अर्हता 

है और अन्य अर्हता है । 


यदि विभागीय प्रोन्नति ममिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों की दशा में संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा 


14 


लागू नहीं होता । 


13 
विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना ( पुष्टि के लिए ) : --- 
1. निदेशक , क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - अध्यक्ष 
2. उप-- निदेशक / महायक निदेशक , क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और - सदस्य 

अनुसंधान संस्थान , रायपुर 
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान - सदस्य 

संस्थान, रायपुर 


[ फा. सं. 12018/ 56/ 2000 कुष्ठ( सी०सी०डी० ) ] 

नीता केजरीवाल , अवर सचिव 


TERIT 


LII 


TILDI. 


[ YTT II - U 3 (1) ] TSG 1899 : 23 , 2001/311414 2 , 1923 

2085 
New Delhi, the 11th Junc, 2001 
G .S . R 335. - -In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules regulating the inethod of recruitment to post of Kitchen Assistant in the 
Regional Leprosy Training and Research Institute , Raipur namely: 

1. Short title and commencement : - ( 1) These rules may be called the Regional Leprosy Training and 
Research Institute , Raipur (Kitchen Assistant) Recruitment Rules, 2001, 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . Number of posts , classification and scale of pay :-- The number of posts, its classification and the scales 
of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed hereto . 

3 . Method of Recruitment, age limit, qualifications , etc . : - The method of the recruitinent, age limit, 
qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule. 

4. Disqualification. — No person ,-- 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 

(b ) who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be cligible for appointment to the saidpost : 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt 
any person from the operation of this rule . 

5. Initial Constitution — Persons holding the post ofKitchen Assistant in the RegionalLeprosy Training and 
Rescarch Institute, Raipur on regular basis on the date of commencementof these rules shall be deemed to have been 
appointed to the post according to these rules and the regular service rendered by them shall count for the purpose of 
probation period , qualifying service for promotion , conſirmation and pension . 

6 . Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do . 
itmay , by order, and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 

8 . Saving.-- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-scrvicemen , Otlier Backward Classes and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernincut from time to time in 
this regard . 

SCHEDULE 


Nameof post 


Number of posts 


Classification 


Scale of Pay 


Whether Selection cum 
scniority or selection by 
merit or Non -selection 


(4 ) 


(5 ) 


( 1 ) 
Kitchen 
Assistant 


( 3 ) 
03* ( 2001) General Central 
* Subject to varia - Service Group " D " 
tion dependent on Non Gazeticd , Non 
workload . 

Ministerial 


Rs. 2550 - 55 
2660 -60 - 3200 


Non applicable 


Age limit for direct recruits 


Educationaland other 
qualifications required for 
direct recruits 


Whether benefit of 
added years of 
service admissible 
under rule 30 of the 
Central Civil Services 
(Pension ) Rules, 1972 


No 


Between 18 - 25 ycars 
(relaxable for Government scrvants upto 35 
ycars in accordance with thc instructions or 
orders issued by the CentralGovernment. 
Notc 1 : The crucial date for determining the 
age limit shall be the closing date for receipt 
of applications from candidates in India ( and 
not the closing date prescribed for those in 


Essential : (i) 5th Standard Pass 
Desirable : One year experience of 
working in kitchen of any hospital. 
Note : Qualification (s ) is/are 
relaxable at the discretion of the 
competent authority in case of 
candidates otherwise well qualificd . 


2086 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ASADHA 2, 1923 


(PART II — Sec . 3 (1)] 


SI V 


Assam , Maghalaya , Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of Jammu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti district of Pangi sub -division 
of Chanba District of Hinachal Pradesh and 
Union Territory of Andaman and Nicobar 
Islands or Lakshadweep ). 
Note 2 : In the case of recruitmentmade through 
the Employment Exchange , the crucial date for 
determining the age limit shall be the last date 
upto which the Employment Exchange is asked 
to submit the names. 


Wlicther age and cducational 
qualifications prescribed for 
direct recruits will apply in 
the case of promotccs. 


Period of 
probation , 
if any 


Method of recruitment whether by 
direct recruitment or by promotion 
or by deputation /absorption and 
percentage of the posts to be filled 
by various methods 


In case of recruitment 
by promotion /deputa 
tion /absorption grade 
froin which promotion / 
deputationabsorption 
to be made 


10 


11 


12 
Not applicable 


Not applicablc 


Two ycars 


100 % by direct recruitment 
Note : Vacancies casued by the 
incumbentbeing away on deputation 
or long illness or study Icave or - 
der ny oilier circumstances for a 
duration of one year or more may 
be lilled on deputation basis from 
amongst officers of ilic Central Gor s 
crument liolding 
(a ) analogous posts on regular 

basis ; and 
(b ) possessing qualification and 

other qualification laid down 
for direct recruits under 
Column 8 . 


IT a Deparmcntal Promotion Committee exists what is its 
composition . 


Circumstances in which theUnion Public 
Service Commission is to be consulted in 
making recruitment 


13 


14 


Not applicable 


Composition of Departmental Promotion Committee ( Cor 
confirmation ) 
| Director, RegionalLeprosy Training and Research 
Institute, Raipur 

— Chairinan 
2 . Deputy Director /Assistant Director, Regional 

Leprosy Training and Rescarch Institute, Raipur - Member 
3 SeniorMedical Officer, Regional Leprosy Training 
and Rescarch Institute , Raipur 

— Member 


IF . No. A . 12018 /50 / 2000 - Lep.( CCD ) 

NITA KEJREWAL. Under Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23, 2001 / आषाढ़ 2, 1923 


2087 


- anTTARAI 


नई दिल्ली, 11 जून , 2001 


सा . का . नि . 336 . -- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और 
अनुसंधान संस्थान , रायपुर में सांख्यिकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर ( सांख्यिकी 
सहायक ) भर्ती नियम, 2001 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. पद- संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है । 


3. भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , अहंताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें 
वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 


4. निरर्हता : वह व्यक्ति, 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


5. प्रारम्भिक गठन : - ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर में 
नियमित आधार पर सांख्यिकी सहायक का पद धारक किए हुए हैं इन नियमों के अनुसार उस पद पर नियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे प्रारम्भ के पूर्व 
उनके द्वारा की गई नियमित सेवा परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति, पुष्टि तथा पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए संगणित की जाएगी । 


6. शिथिल करने की शक्ति : - - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर मकेगी । 


7. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े 
वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


योग्यता के आधार 
पर चयन या 
चयन - सह 
ज्येष्ठता अथवा 
अचयन 


सेषा में जोड़े गए वर्षों का सीधे भर्ती किए जाने 
फायदा केन्द्रीय सिविल वाले व्यक्तियों के 
सेवा (पेंशन ) नियम 1972 के लिए आयु सीमा 
नियम 30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


1 


3 


नहीं 


18 से 27 वर्ष के बीच 


सांख्यिकी 
सहायक 


( 2001 ) 


साधारण केन्द्रीय 4500 - 125 - लागू नहीं होता 
सेवा, समूह " ग " 7000 रु० 
अराजपत्रित 
अननुसचिवीय 


* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 


2088 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ ASADHA 2, 1923 

[ PART II - SEC. 3(i)] 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ) । 


टिप्पण 1 : आयु- सीमा अवधारित करने के लिएनिर्णायक तारीख भारत में अभ्यथियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख 

होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड , हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या 

लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ) । 
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयुमीमा अवधारित करने के लिएनिर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख 

होगी जिम तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्तीकिए जाने व्यक्तियों के 
लिए विहित आयु और शैक्षिक 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की 
दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की 
अवधि यदि 
कोई हो 


10 


आवश्यक : 


लागू नहीं होता . 


दो वर्ष 


1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय 

के रूप में अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी के 
साथ डिग्री । 


2. कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान । 


टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 

सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा 
सकती है । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती मीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में पे 
श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 


11 


12 


शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं 
अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के 
कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति 
के आधार पर भरी जा सकेंगी । 
( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , 
( ii ) जिन्होंने 4000 - 6000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों 

पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है , 
( iii ) जिन्होंने 3050- 4590 रुपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों 

पर तेरह वर्ष नियमित सेवा की है और 
( ख ) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 के 

अधीन विहित अर्हताएं और अनुभव हैं । 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23, 2001/ आषाढ़ 2 , 1923 


2089 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों की दशा में संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्शकिया जाएगा 


13 


14 


- 


- 


लागू नहीं होता 


- अध्यक्ष 


विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना ( पुष्टि के लिए ) : 
1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, 

रायपुर 
2. उप निदेशक/ सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण 

और अनुसंधान संस्थान, रायपुर 
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी , क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और 

अनुसंधान संस्थान, रायपुर 


- सदस्य 


- सदस्य 


[ फा. सं. ए. 12018/ 33/ 2000 - कुष्ठ ( सीसीडी ) ] 

नीता केजरीवाल, अपर सचिष 


New Delhi , the 11th, June, 2001 
G. S. R. 336. -- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules regulating themethod of recruitment to the post of Statistical Assistant in the Regional 
Leprosy Training and Rescarch Institute , Raipur, namely : 

1. Shorttitle and commencement.- - (1 ) These rules may be called the Regional Leprosy Training and Research 
Institute, Raipur ( Statistical Assistant) Recruitment Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . Number of post classification and scale of pay.-— The number of post its classification and the scales of pay 
attached therсto shallbe as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules. 

3. Method of Recruitment, age limit , qualification , etc. : - The method of the recruitment , age limit , 
qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule. 

+. Disqualification. - No person, 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 

(b ) Who , having a spousc living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the Central Governmentmay, iſ sartisſied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and thic other party to the marriagc and that there are other grounds for so doing , exempt 
any person ſroin the operation of this rule . 

5 . Initial Constitution — Persons holding the post of Statistical Assistant in the Regional Leprosy Training 
and Research Institute , Raipur, on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have 
been appointed to the post in accordance with the provisions of these rules and the regular service rendered by them 
before such commencement shall be counted for the purpose of probation period , qualifying service for promotion , 
confirmation and pension . 

6 . Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, 
itmay ,by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or callcgory of persons. 

7. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required 10 bc provided for thc Schcduled Castes, the Schedulcd Tribes, Ex -serviccinen , Ollicr Backward Classes and 
ollicr special catcgodrics of persons in accordance with theorders issued by the Central Government from time to time 
in thisregard. 


2090 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ASADHA 2 , 1923 


(PART II — SEC, 3 (1)] 


SCHEDULE 


Nameof the post Number of post 


Classification 


Scale of Pay 


Whether selection by 
merit or selection -cum 
seniority or non -selection 
post 


2 


5 


Statistical 
Assistant 


Not applicablc 


Rs. 4500 - 125. 
7000 . 


3 
GeneralCentral 
Services, Group C 
Non Gazetted , Non 
Ministerial, 


1 * (2001) 
* Subject to varia 
tion dependent on 
workload . 


Age limit for direct recruitment 


Educational and other 
qualifications required for 
direct recruits 


Whether benefit of 
added years of 
service admissible 
under rulc 30 of the 
Central Civil Services 
(Pension ) Rules, 1972 . 


; 


No 


1. Degree with Economics or 
Mathematics or Statistics as one 
of the subjects from a recognised 
university . 
2 . Knowledge of working on 
computer. 
Note : Qualification are relaxable 
at the discretion of the competcnt 
authority in case of candidates 
otherwise well qualiſicd . 


Betwcen 18 to 27 years 
( relaxable for Govemment servants upto 5 
ycars in accordance with the instructions or 
orders issued by Central Government.) 
Note 1 : The cruical date for determining the 
age limit shall be the closing date for receipt 
of applications from candidates in India ( and 
not the closing date prescribed for those in 
Assam , Maghalaya , Aninachal Pradesh , 
Mizorain , Manipur, Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, 
Lalaul and Spiti district of Pangi sub - division 
of Chamba District of Himachal Pradesh and 
Union Territory of Andaman and Nicobar 
Islands or Lakshadweep ) 
Note 2 : In the case of recruitmentmade through 
the Employment Exchange, the crucial date for 
determining the age limit shall be the last date 
upto which the Employment Exchange is asked 
to submit the names . 


Whether age and Educational 
Qualifications prescribed for 
direct recruits will apply in 
the casc of promotees 


Period of 
probation , 
if any 


Method of recruitment whciher by 
direct recruitment or by promotion 
or by deputation /absorption and 
percentage of the posts to be filled 
by various methods 


In case of recruitment 
by Promotion /dcputa 
tion /absorption grade 
from promotion / depution / 
absorption to bemade 


9 


10 


12 


Notapplicable 


Two years 


Not applicable 


100 % by direct recruitment 
Note : Vacancies casued by thç 
incumbentbeingaway on deputation 
or long illness or study Icave or un 
der any other circumstances for a 
duration of one year or more may 
be filled on deputation basis from 
amongst officers of the CentralGov 
emment holding 
(a )(i) analogous posts on regular 

basis, and 


[ भाग II - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23 , 2001 / आषाढ़ 2, 1923 


2091 


। 


( ii ) posts in the pay scale of 

Rs. 4000-6000 or 
( iii) posts in the pay scale of 

Rs. 3050 -4590 or equivalent 
with thirteen years regular 

service in the grade; and 
(b ) possessing the qualification 

prescribed for direct recruits 
under Column -8 . 


If a Departmental Promotion Committee exişts what is its 
composition . 


Circumstances in which the Union Public 
Service Commission is to be consulted in 
making recruitment. 


Not applicable 


13 
Composition of Departmental Promotion Committee (for 
considering confirmation ) 

1. Director,Regional Leprosy Training and Research 
___ Institute, Raipaur 

— Chairman 
2 . Deputy Director /Assistant Director, Regional 

Leprosy Training and Research Institute , 
Raipaur 

- - Member 
3 . Senior Medical Officer, Regional Leprosy 

Training and Research Institute, Raipaur — Member 


[ F. No . A 12018 / 33/ 2000- Lcp . ( C . C . D .)| 

NITA KEJREWAL , Under Secy . 


नई दिल्ली, 11 जून , 2001 
सा . का . नि . 337. - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और 
अनुसंधान संस्थान, रायपुर में माली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान रायपुर ( माली ) भर्ती 
नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद- संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से 
उपाषद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , अर्हताएं आदि : --- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अर्हताएं और उमसे संबंधित अन्य बातें 
ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति , -- 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है , या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 
परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. प्रारम्भिक गठन : - ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर में 
नियमित आधार पर माली का पद धारक किए हुए हैं इन नियमों के अनुसार उस पद पर नियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे प्रारम्भ के पूर्व उनके द्वारा की 
गई नियमित सेवा परिवीक्षा अवधि , प्रोन्नति, पुष्टि तथा पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए संगणित की जाएगी । 


1787 G / 2001 - 7 


%34 


- 


. . . 


- 4b . . . 


2092 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/AŞADHA 2 , 1923 

[ PART II _ SEC. 3(1)] 
6 . शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी षर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


7. व्यावृत्ति : --- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े 
वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करमा अपेक्षित है । 


___ अनुसूची 


पद का नाम 


वेतनमान 


पदों की वर्गीकरण 
संख्या 


योग्यता के 
आधार पर 
चयन या चयन - 
सह --ज्येष्ठता 
अथवा अचयन 


सेवा में जोड़े गए वर्षों का सीधे भर्ती किए जाने वाले । 
फायदा केन्द्रीय सिविल व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 
सेवा ( पेंशन ) नियम 1972 
के नियम 30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


2 


3 


4 


5 


माली 


लागू नहीं होता 


नहीं 


2 * साधारण केन्द्रीय 2550 - 55 - 
( 2001 ) सेवा, समूह " घ " 2660 - 60-- 
* कार्यभार अराजपत्रित 3200 रु० 
के आधार अननुसचिवीय 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


18 से 25 वर्ष के बीच 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों या आदेशों के अनु 
सार सरकारी सेवकों के लिए 
पांच वर्ष तक शिथिल की जा 
सकती है ) । 
टिप्पण 1 : आयु- सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में अभ्यथियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई 
अन्तिम तारीख होगी । ( न कि वह 
अंतिम तारीख जो असम , मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , 
मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , 
सिक्किम , जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्मीति जिले तथा 
चम्बा जिले के पांगी उपखंड, 
अंदमान और निकोबार द्वीप या 
लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ) । 


टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों 
के माध्यम से की जाने वाली भती 
की दशा में आयुसीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख 
होगी जिस तक रोजगार 
कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23, 2001 / आषाढ़ 2 , 1923 


2093 


- 


- mms . 


.. ... 


. . 


.. 


. 


. 


. . 


. 


- 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


. . 


. 


। । । 


। 


। 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के 
लिए विहित आयु और शैक्षिक 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की 
दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की 
अवधि यदि 
कोई हो 


___ 10 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


आवश्यक : 

( i) पांचवी कक्षा उत्तीर्ण 
( ii ) बागवानी, बागवानी संक्रिया और क्यारियों को तैयार करने का 

प्राथमिक ज्ञान । 
टिप्पण : - 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम 

प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या 
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे 
जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती 
की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 


11 


12 


लागू नहीं होता 


शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं 
अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के 
कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति 
के आधार पर भरी जा सकेंगी : 

( क ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , और 
( ख ) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 के 

अधीन विहित अर्हताएं और अनुभव है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों की दशा में संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्शकिया जाएगा 


13 


14 


लागू नहीं होता 


- अध्यक्ष 


विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना ( पुष्टि के लिए ) : -- 
1. निदेशक , क्षेत्रीय कुष्ट प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , 

रायपुर 
2. उप निदेशक/ सहायक निदेशक , 

क्षेत्रीय कुष्ट प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , 

रायपुर 
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी , 

क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, 
रायपुर 


- सदस्य 


- सदस्य 


[ फा. सं. ए.-12018/57/ 2000 - कुष्ठ ( सीसीडी ) ] 

नीता केजरीवाल , अवर सचिव 


2094 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ASADHA 2 , 1923 


[PART II -- Sec, 3(1)] 


- 


IDIOUS 


New Delhi, the 11th June , 2001 
G . S.R . 337.-- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Mali in the Regional Leprosy 
Training and Research Institute, Raipur, namely : 

1. Short title and commencement : - (1) these rules may be called the Regional Leprosy Training and Research 
Institute, Raipur (Mali ) Recruitment Rules, 2001, 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . Number of posts classification and scale of pay : — The number of post , its classification and the scale of 
pay attached thereto, shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules. 

3 . Method of Recruitment, age limit, qualifications, etc. : — The method of the Recruitment age limit , 
qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5 ) 10 ( 14 ) of the said 
Schedule . 

4 . Disqualification . — No person , - 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 

( b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the CentralGovernment may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to themarriage and that there are other grounds for so doing , cxempt any 
person from the operation of this rule. 

5 . Initial Constitution .-- Persons holding the post of Mali in the Regional Leprosy Training and Research 
Institute, Raipur on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to 
the post in accordance with the provisions of these rules and the regular service rendered by them before such 
commencement shall be counted for the purposc of probation period , qualifying service for promotion confirmation and 
pension . 

( . Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or cxpedient so to do , 
it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or catcgory of persons. 

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Caste , the Scheduled Tribes, Ex -Servicemen , other Backward classes and 
other special categories ofpersons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in 
this regard 

SCHEDULE 


Classification 


Name of Number of 
thic Post posts 


Scale of 
pay 


Whcther Whether benefit , Age limit for direct 
Selection of added years of recruitment 
by mcrit or service admissible 
selection cum - under rule 30 of 
seniority theCentral Civil 
Non -Selection Service (Pension ) 

Rules, 1972 


post 


1 
Mali 


5 
Not applicable Not applicable 


2 
2 * (2001) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on work 
load . 


3 

4 
General Central Rs. 2550 - 

55 - 2660 
Group D 60 - 3200 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


Between 18 to 25 years 
(Relaxable for Gov 
ernment scrvants upto 
5 years in accordance 
with the instructions or 
orders issued by the 
CentralGovernment, 
Note 1 : Thç crucial date 
for determining the age 


[ 411 II - 3145 3 (1) ] 


HTC 


149 : 


23, 2001/5141 2 , 1923 


2095 


limit shall be the closing 
date for receipt of 
applications from candi 
dates in India (and not the 
closing date prescribed for 
those in Assam , 
Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , 
Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh 
Division of Jainmu and 
Kashmir State , Lahaul and 
Spiti District and pangi 
sub - division of Chamba 
District of Himachal 
Pradesh and Union 
Territory of Andaman and 
Nicobar Islands or 
Lakshadweep .) 
Note 2 : In the case of 
recruitment made 
through the Employment 
Exchange, thc cruicial 
date for determining the 
age limit shall be the last 
datc upto which the 
Employment Exchange is 
asked to submit the 
nanics, 


Educational and other qualification 
required for direct recruits 


Whether age and educational Period of 
qualifications prescribed for probation 
direct recruits will apply in if any 
the case of promotees 


Method ofRecruitment whether 
by Direct Recruitment or by 
Promotion or by deputation / 
absorption and percentage of 
the post to be filled by various 
methods 


8 


10 


11 


Not applicable 


Two years 


Essential : 

(i) Sth Standard Pass 
(ii) Elementary knowledge gardening , 

gardening operations and prepara 
tions of beds . 
Note : — qualification are relaxable 
al the discretion of the Competent 
Authority in case of candidates 
otherwise well qualified . 


100 % by direct recruitment. 
Note : — Vacancies caused by 
the incumbent being away on 
deputation or long illness or 
study Icave or under any other 
circumstances for a duration 
of 1 year or more may be 
filled on deputation basis from 
amongst officers of the Central 
Governmentholding : 
( a ) analogous posts on regular 
basis , and 
(b ) possessing qualification and 
other qualification prescribed 
for direct recruitment under 
column - 8 . 


2096 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ ASADHA 2 , 1923 


[ PART II - SEC. 3 (1)] 


In case of recruitment by promotion / 
deputation /absorption grades from 
which promotion/ deputation/ 
absorption to bemade 


If a Departmental Promotion 
Committee exists what is its 
composition 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission is to be con 
sulted in making recruitment 

14 


12 


13 


Not applicable 


Composition of Departmental 

Not applicable 
Promotion Committee (for 
confirmation ) 
1. Director Regional Leprosy Training 

and Research Institute , 
Raipur 

- - Chairman 
2 . Deputy Director, Regional Leprosy 

Traing and Rescarch Institute , 
Raipur 

- Member 
3. Senior Medical Officer, Regional 

Leprosy Training and Research 
Institute, Raipur - Member 


[ F. No. A -12018/57/ 2000-Lcp.( CCD )] 

NITA KEJREWAL , Under Secy. 


नई दिल्ली, 11 जून , 2001 


सा . का . नि . 338 . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और 
अनुसंधान संस्थान , आस्का में नलसाज के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का नलसाज भर्ती 
नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , अहंताएं आदि : - उक्त पद /पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरहंता : - वह व्यक्ति - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्यीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. प्रारंभिक गठन : ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , आस्का में 
नियमित आधार पर प्रयोगशाला सहायक का पद धारण किए हुए हैं इन नियमों के अनुसार उस पद पर नियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे प्रारंभ के पूर्व 
उनके द्वारा की गई नियमित सेवा परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति , पुष्टि तथा पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए संगणित की जाएगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति : - इन नियमों को कोई बात, ऐसे आरक्षण , आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े 
वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


. [ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : जूम 23 , 2001 / आषाढ़ 2, 1923 


2097 


- 


- 


- 


- 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पद का नाम पदों की 

संख्या 


अनुसूची 
योग्यता के आधार 
पर चयन या 
चयन- सह 
ज्येष्ठता अथवा 
अचयन पद 


सेवा में जोड़े गए सीधे भर्ती किए जाने 
वर्षों का फायदा वाले व्यक्तियों के 
केन्द्रीय सिविल लिए आयु सीमा 
सेवा (पेंशन ) नियम, 
1972 के नियम 30 
के अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


. 


नलसाज 


नहीं 


३ 
साधारण केन्द्रीय 
सेवा, समूह ग 
अराजपत्रित 
( अननुसचिवीय ) 


5 
लागू नहीं 
होता 


3050 - 75 - 
3950 - 80 - 
4590 रु० 


( 2001 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


18 से 25 वर्ष के बीच 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों या आदेशों 
के अनुसार सरकारी सेवकों 
के लिए 5 वर्ष तक शिथिल 

की जा सकती है । ) 
टिप्पण 1 : - आयु- सीमा अवधारित करने के 
लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से 
आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई 
अंतिम तारीख होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख 
जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम , 
मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू 
कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल 
प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा 
चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और 
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के 
लिए विहित की गई है ) । 
टिप्पण 2 : - रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु 
सीमा अषधारित करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए 
कहा गया है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के 
लिए विहित आयु और शैक्षिक 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की 
दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की 
अवधि यदि 
कोई हो 


8 


10 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


आवश्यक : 
1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण । 
2. किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से नलसाज व्यवसाय 

में प्रमाण पत्र । 
वांछनीयः 
नलसाज के रूप में काम करने का कम से कम एक वर्ष का 
अनुभव हो । 
टिप्पण : - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 


2098 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ ASADHA 2 , 1923 


[ PART II - SEC . 3 (i)]] 


- 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे 
श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


11 


12 


लागू नहीं होता 


शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या 
किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर 
रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनि 
युक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी : 
( क ) ( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( ii ) जिन्होंने 2650 - 4000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर चार वर्ष नियमित सेवा की है । और 
( ख ) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हता है । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा 


14 


लागू नहीं होता । 


13 
विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना ( पुष्टि के लिए ) : -- 
( 1 ) निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , आस्का 
( 2 ) उप - निदेशक / सहायक निदेशक , क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और 

अनुसंधान संस्थान , आस्का 
( 3 ) चिकित्सा अधिकारी , क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान । 

संस्थान , आस्का 


अध्यक्ष 
- सदस्य 


- सदस्य 


[ फा. सं. 12018/ 17/ 2000 - कुष्ठ( सी०सी०डी० ) ] 

नीता केजरीवाल, अवर सचिव 


New Delhi, the 11th June, 200 ] 
G . S . R . 338. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Plumber in the Regional Leprosy 
Training and Research Institute, Aska, namely : 

1. Short title and commencement : - ( 1) These rules may be called the Regional Leprosy Training and 
Research Institute, Aska ( Plumber ) Recruitment Rules, 2001 . 

( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2. Number of post classification and scale of pay : — The number of said post, its classification and the scale 
of pay attached thereto , shall be as specificd in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed hereto . 

3. Method of Recruitment , age limit, qualification, etc. : - The method of Recruitment age limit , 
qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule . 

4 . Disqualification . — No person ,---- 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spousc living , or 

( b ) Who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt 
any person from the operation of this rule. 

5. Initial Constitution . - Persons holding the postof Plumber in theRegional Leprosy Training and Research 
Institute, Aska on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed 
to the post according to these rules and the regular service rendered by them shall count for the purposc of probation 
period , qualifying service for promotion confirmation and pension . 

6 . Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to 
do , it may , by order and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to 
any class or category persons . 


[ 47 II — Gu 


3 (1) ] 


RT T1 


: 


23, 2001/ 3114142, 1923 


2099 


рау 


7 . Saving . — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Ex - servicemen , Other Backward Classes and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time 
in this regard . 

SCHEDULE 
Name of Number of Classification Scale of Whether Whether benefit Age limit for direct 
post posts 

Selection of added years of recruitment 
by merit or service admissible 
selection -cum - under rule 30 of 
seniority of the Central Civil 
Non -Selection Services (Pension ) 
post 

Rules , 1972 
1 2 

3 4 
Plumber 1 * (2001) General Rs. 3050 N . A . 

No 

Between 18 to 25 years 
* Subject to Central 75 -3950 

( Relaxable for Govem 
variation Services, 80 -4590 

ment servants upto 35 
dependent on Group C 

years in accordance with 
workload . Non -Gazetted , 

the instructions or orders 
(Non 

issued by the Central 
Ministerial) 

Government). 
Note 1 : The crucial 
date for determining the 
age limit shall be the 
closing date for receipt 
of applications from 
candidates in India 
( and not the closing 
date prescribed for 
those in Assam , 
Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Manipur, 
Mizoram , Nagaland , 
Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of 
Jammu Kashmir State , 
Lahaul and Spiti 
District and Pangi Sub 
division of Chamba 
District of Himachal 
Pradesh and Union 
Territory of Andaman 
and Nicobar Islands or 
Lakshadweep .) 
Note 2 : In the case 
of recruitment made 
through the Employ 
ment Exchange, the 
crucial date for 
determining the age 
limit shall be the last 
date upto which the 
Employment Exchange 
is asked to submit the 
names. 


1787 GV2001 - 8 


2100 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ASADHA 2 , 1923 


[Part 11— Sec . 3 (1)] 


Educational and other qualification 
required for direct recruits 


Whether age and educational Period of 
qualifications prescribed for probation 
direct recruits will apply in if any 
the case of promotees 


9 


10 


Two years 


Essential : 

Not applicable 
( 1 ) 8th Standard Pass from a recognised 

Institution . 
(2) Certificate in Plumber s Trade from , 

an Industrial Training Institute . 
Desirable ; Experience of having 
worked as Plumber for at least one 
year 
Note : Qualification are relaxable 
at the discretion of the Competent 
Authority in case of candidates 
otherwise well qualificd . 


Method of recruitment whether 
by Direct Recruitment or by 
deputation/absorption and 
percentage of the post to be 
filled by various methods 

11 
100 % by direct recruitment 
Note :- Vacancies caused by 
the incumbent being away on 
deputation or long illness or 
study leave or under any other 
circumstances for a duration of 
1 year or more may be filled 
on deputation basis from amongst 
officers of the Central Govern 
ment holding : 
(a ) (i) analogous posts on regu 
lar basis; or 
( ii ) posts in the pay scale of 
Rs. 2650 -4000 /- or equivalent 
with four years regular service in 
the grade; and 
(b ) possessing the qualification 
prescribed for direct recruits under 
Column 8 . 


In case of recruitment by promotion / 
deputation /absorption grades from 
which the promotion /deputation / 
absorption to bemade 
recruitment. 


If a Departmental Promotion 
Committee exists , what is its 
composition 


Circumstances in which 
the Union Public Service 
Commission is to be con 
sulted in making 


12 


13 


14 


Not applicable 

Composition of Departmental Not applicable 
Promotion Committee (for 
confirmation ) : 
1. Director, Regional Leprosy Training 

and Research Institute , 
Aska 

- Chairinan 
2 . Deputy Director/Assistant Director, 

Regional Leprosy Training and 

Research Institute , Aska — Mamber 
3 . Medical Officer , Regional 
Leprosy Training and Research 
Institute , Aska 

--- Member 
[F . No. A - 12018 /12/ 2000 -Lep .(CCD ) ] 

NITA KEJREWAL , Under Secy , 

famvit, 11 , 2001 
सा . का . नि . 339. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और 
अनुसंधान संस्थान, आस्का में प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का ( प्रयोगशाला 
FETTS ) u fry , 2001 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है । 


[ भाग II - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23, 2001/ आषाढ़ 2, 1923 


2101 


संख्या 


3. भर्ती की पद्धति , आयु सीमा, और अहंताएं आदि : - उक्त पद/ पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरहता : - वह व्यक्ति - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. प्रारंभिक गठन : ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , आस्का में 
नियमित आधार पर प्रयोगशाला सहायक का पद धारण किए हुए हैं इन नियमों के अनुसार उस पद पर नियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे प्रारंभ के पूर्व 
उनके द्वारा की गई नियमित सेवा परिवीक्षा की अवधि, प्रोन्नति, पुष्टि तथा पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए संगणित की जाएगी । 

6 . शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्धरके तथा इन नियमों के किसी ठपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण , आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े 
वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के आधार सेवा में जोड़े गए सीधे भर्ती किए जाने 

पर चयन या वर्षों का फायदा वाले व्यक्तियों के 
चयन - सह 

केन्द्रीय सिविल लिए आयु सीमा 
ज्येष्ठता अथवा सेवा (पेंशन ) नियम, 
अचयन पद 1972 के नियम 30 

के अधीन अनुज्ञेय 

है या नहीं 
12 ____ 3 

5 
प्रयोगशाला 1 * साधारण केन्द्रीय 3200 - 85 लागू नहीं 

नहीं 

18 से 25 वर्ष के बीच 
सहायक ( 2001 ) सेवा, समूह ग 4900 रु. होता 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
* कार्यभार अराजपत्रित , 

किए गए अनुदेशों या आदेशों 
के आधार ( अननुसचिवीय ) 

के अनुसार सरकारी सेवकों 
पर परिवर्तन 

के लिए पांच वर्ष तक शिथिल 
किया जा सकता है । 

करके की जा सकती है । 
टिप्पणी1. - आयु - सीमा 

अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत से 
अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई अंतिम 
तारीख होगी ।( नकिवह अंतिम 
तारीख जो असम, मेघालय, 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , 
मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , 
सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य 
के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश 
के लाहौल और स्पीति जिले 
तथा चम्बा जिले केपांगी 
उपखंड, अंडमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों 
के लिए विहित की गई है । 


2102 


_ 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ASADHA 2 , 1923 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


- " 


. 


- 


. 


. 


T 


- - 


- 


- 


- 


टिप्पणी 2 :- रोज़गार कार्यालयों के माध्यम 
से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु 
सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए 
कहा गया है । 


- 


परिवीक्षा की 
अवधि यदि 
कोई हो 


10 
दो वर्ष 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 

सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

लिए विहित आयु और शैक्षिक 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की 

दशा में लागू होंगी या नहीं 
8 
आवश्यक : 

लागू नहीं होता 
1 . किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य । 
2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में एक वर्ष की अवधि का चिकित्सा 
प्रयोगशाला टेक्नोलोजी में डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र । 
वांछनीय: - जिसको चिकित्सा प्रयोगशाला में काम करने का कम से 
कम दो वर्ष का अनुभव हो । 
टिप्पण : - अर्हताएं अन्थया सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे 
श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 

11 
शत- प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या 
किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर 
रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रति 
नियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी 
( क ) (i ) जो नियमित अधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( ii ) जिन्होंने 3050 - 4590 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों 

पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है और 
( ख ) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हता है । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों की दशा में संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा 


13 


___ 14 


लागू नहीं होता 


विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना ( पुष्टि के लिए) : 

( 1 ) निदेशक , क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का – अध्यक्ष 
( 2 ) उप -निदेशक / सहायक निदेशक , क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और - सदस्य 

अनुसंधान संस्थान, आस्का 
( 3 ) ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी / शल्य चिकित्सक , क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण – सदस्य 

और अनुसंधान संस्थान, आस्का 


[ फा . सं . ए. 12018/ 17/ 2000 - कुष्ठ ( मी०सी०डी० ) ] 

नीता केजरीवाल, अवर सचिव 


( YM II - UM 


3 (1) ] 


HTT97 1997 : 


23, 2001 /371414 2 , 1923 


2103 


New Delhi, the 11th June, 2001 
G . S . R . 339 ,- - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the Presi 
dent hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Assistant in the 
Regional Leprosy Training and Rescarch Institute , Aşka namely : 

1. Short title and commencement : - ( 1) These rules may be called the Regional Leprosy Training and 
Research Institute, Aska (Laboratory Assistant) Recruitment Rules, 2001 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . Number of posts, classification and scale of pay : - The number of the said posts , its classification and the 
scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns ( 2) to (4) of the Schedule annexed hereto . 

3 . Method of Recruitment, age limit, qualifications , etc. : - - The method of the recruitment, age limit , 
qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule. 

4 . Disqualification . — No person , 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 

(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , cxempt 
any person from the operation of this rule . 

5. Initial Constitution - Persons holding the post of Laboratory Assistant in the Regional Leprosy Train 
ing and Research Institute, Aska on regular basis on the date of commencement of these niles shall be deemed to have 
been appointed to the post according to these rules and the regular service rendered by them shall count for the 
purpose of the probation period , qualifying service for promotion , confirmation and pension , 

6 . Power to relax . - Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may, by order , for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 

7 . Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, rclaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex -servicemen , Other Backward Classes and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time 
in this regard 

SCHEDULE 
Nameof the post Number of post Classification 

Scale of Pay Whether selection by 

merit or selection - cum 
seniority or non -selection 


post 


2 


N . A . 


Laboratory 
Assistant 


1 * (2001) 
* Subject to 
variation 
dependent on 
workload . 


General Central Rs. 3200 -85 
Services Group C 4900 
Non -Gazetted , . 
Non -Ministerial 


Age limit for direct recruitment 


Educational and other 
qualifications required for 
direct recruits 


Whether benefit of 
added years of 
service admissible 
under rule 30 of the 
Central Civil Services 
(Pension ) Rules , 1972 


Between 18 to 25 years 
(Relaxable for Government Servants up to five years 
in accordance with the instructions or orders issued by 
the CentralGovernment) . 


Essential: 
1 . Matriculation or equivalent 

from a recognized Board or 
University . 


2104 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ASADHA 2 , 1923 


Part II — Sec, 3 (1)] 


I 


. 


Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be 
the closing date for receipt of applications from candidates in 

India (and not the closing date prescribed for those in Assam , 
Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba 
District of Himachal Pradesh and Union Territory of the 
Andaman and Nicobar Islands and Lakhsadweep ). 
Note 2 : In case of recruitment made through the Employment 
Exchange, the crucial date for determining the age limit 
shall be the last date upto which thc Employment 
Exchange is asked to submit the names. 


2. Diploma/ Certificate in 
Medical Laboratory Techno 
logy of the duration of one 
year from a recognized 

Institute 
Desirable : 
Experience of working in a 
Medical Laboratory for at least 
two years . 
Note : Qualification are relax 
able at the discretion of the 
Competent Authority in case of 
candidates otherwise well 
qualificd . 


Period of 
probation , 
if any 


Whether age and 
educational 
qualifications 
prescribed for 
direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 

9 
Not applicable 


Method of recruitment whether by 
direct recruitment or by promotion 
or by deputation /absorption and 
percentage of the posts to be filled 
by various methods 


In case of recruitment 
by promotion /deputa 
tion /absorption grade 
from which promotion / 
deputation /absorption 
to bemade 


10 


il 


12 


Two years 


Not applicable 


100 % by direct recruitment, 
Note : Vacancies caused by the incumbent being 
away on deputation or long illness or study leave or 
under any other circumstances for a duration of 1 year 
or more may be filled on deputation basis from 
amongst officers of the Central Government hold 
ing : 
(a ) (i) analogous posts on regular basis ; 


or 


( ii) posts in the pay scale of Rs. 3050 -4590 or 

equivalentwith three years regular service in the 

grade; and 
(b ) possessing the qualification prescribed for direct 

recruits under Column 8 . 


If a Departmental Promotion Committec exists what is its 
composition 


Circumstances in which the Union 
Public Service Commission is to be 
consulted in making recruitment. 


13 


14 


Composition ofDepartmental Promotion Committee (for confirmation ) : 

Not applicable 
1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Chairman 
2 Chicf Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research - Member 

Institute, Aşka 
3 Senior Medical Officer /Surgeon , Regional Leprosy Training and --Member 
Rescarch Institute, Aska 

[F . No. A , 12018 / 17 /2000 -Lep . (CCD )] 

. NITA KEJREWAL , Under Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23, 2001/ आषाढ़ 2, 1923 


2105 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 


( विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ) 


नई दिल्ली, 22 मई, 2001 


सा . का . नि . 340. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और भारतीय सर्वेक्षण 
विभाग ( उप भंडार अधिकारी ) भर्ती नियम, 1989 को अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया 
है , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग भंडार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण विभाग ( भंडार अधिकारी ) भर्ती नियम, 2001 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. पद - संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों 
से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 


+ 


4 


3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , और अन्य अर्हताएं : -- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें पे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 


4. निरर्हता : - वह व्यक्ति 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुएकिसी व्यक्ति से विवाह किया है , 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां 
वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी, उपबंध को किसी वर्ग या 
प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण , आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, 
जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का नाम 


पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


योग्यता के आधार पर चयन या चयन 
सह ज्येष्ठता अथवा अचयन पद 


1 


2 


३ 


5 


भंडार अधिकारी 


लागू नहीं होता 


10000 - 325 
15200 रुपए 


1 * 
( एक ) 
( 2001 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


साधारण केंद्रीय 
सेवा, समूह क 
राजपत्रित 
अननुसचिवीय 


2106 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ASADHA 2 . 1923 


| PART II - SEC. 3(1 ) ] 


- 


परिवीक्षा की अवधि 
यदि कोई हो 


सेवा में जोड़े गए वर्षों 
का फायदा केन्द्रीय 
सिविल सेवा (पेंशन ) 
नियम 1972 के नियम 
30 के अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


सीधी भर्ती किए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने 
व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा वाले व्यक्तियों के लिए 

अपेक्षित शैक्षिक और 
अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों 
की दशा में लागू होंगी या 
नहीं 


10 


__ 
78 
लाग महीं होता 

लागू नहीं होता 


नहीं 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


___ 12 


13 


- 


- 


1 


द्वारा 


भर्ती की पद्धति : भर्ती प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किन 
सीधे होगी या प्रोन्नति जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया 

समिति है , तो उसकी परिस्थितियों में संघ 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ जाएगा । 

संरचना 

लोक सेवा आयोग से 
आमेलन द्वारा तथा 

परामर्शकिया जाएगा 
विभिन्न पद्धतियों 
द्वारा भरे जाने वाले 
पदों की प्रतिशतता 
11 

14 
प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति : - केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकारों के ऐसे लागू नहीं होता प्रत्येक अवसर पर चयन 
अधिकारी : 

संघ लोक सेवा आयोग 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या 

के परामर्श से किया 
(ii ) जिन्होंने 8000 - 13500 रु. के या समतुल्य ग्रेड में पांच वर्ष 

जाएगा । 
नियमित सेवा की है ; या 
(iii ) जिन्होंने 6500 - 200-- 10500 रु. के या समतुल्य ग्रेड में आठ 

वर्ष नियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं : 

( i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य, और 
( ii ) जिनके पास किसी सरकारी विभाग या लोक निकाय में या 

किसी ख्याति प्राप्त प्राइवेट समुत्थान में पर्यवेक्षीय हैसियत में 
भंडारों की मांग सूची बनाने, क्रय और उनके अनुरक्षण का 

5 वर्ष का अनुभव है । 
2. ऐसे विभागीय उप भंडार अधिकारी के संबंध में बाहरी व्यक्तियों के 

साथ विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा 
की है यदि उसका पद पर चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति 

द्वारा भरा समझा जाएगा । 
टिप्पण 1 : - प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के 
उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित 
किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , साधारणतया 
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पण 2 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की 
सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
पात्र नहीं होंगे । 

इस प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार 
किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
टिप्पण ३ : - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

[ फा . सं. एस एम/ 01/ 021/99 ] 
बी . के . रायचंदानी , अवर सचिव 


- 


- 


- 


[ ATT II - U 


3 (1) ] 


YETT 


14 


: 23 , 2001/ 191 : 2, 1125 


LIV , 


MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
( Department of Science and Technology ) 

New Delhi, the 22nd May, 2001 
G .S . R . 340 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of Survey of India Store Officer, Recruitment Rules, 1989 , except as respects things done or omitted to be 
done before supersession , the President hçreby makes the following rules regulating themcthod of recruitment to the 
post of Stores Officer in Survey of India , under the Department of Science and Technology namely : -- 

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Survey of India Stores Officer 
Recruitment Rules , 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . Number of posts , classification and scale of pay. - - The number of the said post, its classification and 
the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns ( 2 ) 10 ( 4 ) of the said Schedule annexed to these niles. 

3 . Method of recruitment, age limit and other qualification . The method of recruitment, age limit, 
qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5 ) to (14 ) of the said 
schedule . 

4 . Disqualifications . — No person , 
(a ) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , 

Or 
(b ) Who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be cligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may , if satisficd that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to themarriage and there are other grounds for so doing , excinpt any 
person from the operation of this rule. 

5 . Power to relax . — Wherc the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may , by order for reasons to be recorded in writing , and in consultation with the Union Public Service Commission , 
relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons . 

6 . Saving . - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation age limit and other concessions re 
quired to be provided for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special calegories of per 
sons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this 
regard . 

SCHEDULE 


Nameof post 


No. of posts 


Classification 


Scale of Pay 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( + ) 


Ştores Officer 


Rs. 10 ,000 . 325 - 15 200 


1* (One ) 
(2001) 
* Subject to variation 
dependent on workload . 


General Central 
Service Group 
A Gazetted post 
Non -Ministerial 


Whether Sclection -cum - 
seniority post or Selection 
by mcrit 


Age for direct 
recruitment 


Whether benefit of added 
years of Service admissible 
under rulc 30 of the Central 
Civil Services (Pension ), 
Rules , 1972 


Educational and other 
qualifications requirçd 
for direct recruits 


Not applicable 


Not applicable 


No 


Not applicable 


1787 Q1/ 2001 — 9 


2108 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ ASADHA 2 , 1923 


[PART II~ Sec. 3 (1)] 


Whether age and Educational Qualifications Period of probation , Method of recruitment whether by direct 
prescribed for direct recruits will apply in the if any 

recruitment orby promotion or by deputation / 
case of promotees . 

absorption and percentage of the posts to 
be filled by variousmethods. 


9 


10 


11 


Not applicable 


Not applicable 


By Promotion /Deputation 


In case of recruitmentby promotion / 
deputation /absorption grades from 
which the promotion /deputation / 
absorption to be made 
mcnt. 


If a Departmental Promotion 
Committee exists what is its 
composition . 


Circumstances in which 
the Union Public Service 
Commission is to be con 
sulted in making recruit 


12 


13 


14 


Not applicable 


Promotion Deputation : 
( 1) Deputation : Officers of the Central/Statc 

Government 
(a ) (i ) holding analogous posts on a regular 

başis ; or 
( ii) With five years regular service in the 

grade of Rs. 8000 - 13500 or equivalent ; 


Selection on each occasion 
shall bemade in consultation 
with Union Public Service 
Commission 


Or 


( iii ) with eight years service in the grade of 

Rs. 6500 - 200 - 10500 or equivalent; and 
(b ) Possessing the following educational 

qualification and experience : 
(i) Degree of a recognised university or 

equivalent ; and 
( ii ) Five years experienced in a responsible 

capacity in indenting, purchase and 
maintenance of stores in a Government 
Department or in a public body or in a 

private concern of repute . 
(2 ) Department Deputy Stores Officer with five years 

regular service in that grade will also be considered 
alongwith outsiders and in case he is selected the 
post will be deemed to have been filled by promotion . 
Note 1 : Period of deputation including period of deputation 
in another ex -cadre postheld immediately preceding this 
appointment in the same or some other organisation / 
department of the Central Government shall ordinarily 
not exceed three years. 
Note 2 : The departmental officers in the feeder grade 
who are in direct line of promotion will not be eligible for 
consideration for appointment on deputation . Similarly 
deputationists shall also notbe eligible for consideration 
for appointment by promotion . 
Note 3 : The maximum age limit for appointment by 
deputation shall not be exceeding 56 years as on the 
closing date of receipt of applications. 


[F. No. SM /01/021/99 ) 
B . K . RAICHANDANI, Under Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23, 2001 / आषाढ़ 2, 1923 


2109 


जल संसाधन मंत्रालय 

नई दिल्ली, 6 जून, 2001 
सा . का . नि . 341. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सिंचाई मंत्रालय 
लेखाकार ( कमान क्षेत्र विकास ) भर्तीनियम 1984, को अधिक्रांत करते हुए सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या 
करने से लोप किया गया है , जल संसाधन मंत्रालय लेखाकार ( कमान क्षेत्र विकास ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : -- 

___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय लेखाकार ( कमान क्षेत्र विकास ) भर्तीनियम , 
2001 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. पद - संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होगें , जो 
इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 


3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा , अर्हताएं और उनसे 
संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 


4. निरर्हता : - वह व्यक्ति - - 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या विवाह की संविदा की है । 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है । 


उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां पह, उसके 
लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
के बाबत , आदेश शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावृत्ति : -- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायप्तों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों 
भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 
2 


चयन सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार 
पर चयन अथवा अचयन पद 


___ नाम 

1 


3 


4 


7 * 


लागू नहीं होता 


लेखाकार 
( कमान क्षेत्र 
विकास ) 


5500 - 175 
9000 रुपए 


( 2001 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


साधारण 
केन्द्रीय सेवा, 
समूह " ख " 
अराजपत्रित , 
अननुसचिवीय 


- 


- 


2110 THE GAZETTE OFINDIA : JUNE 23, 2001/ ASADHA 2 , 1923 

[ PART II.... SEC. 3( )] 
सीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा में जोड़े गए वर्षों का 

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा फायदा केन्द्रीय सिविल 

अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 
सेवा (पेंशन ) नियम , 
1972 के नियम 30 के 
अधीन अनुज्ञेय है या नहीं 


8 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


- 


+ 


प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की 
दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन किया जाएगा 


सीधे भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की अवधि , भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी 
व्यक्तियों लिए विहित आयु यदि कोई हो 

या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 

आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी 

पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले 
या नहीं । 

पदों की प्रतिशतता 
9 10 

11 
लागू नहीं सशस्त्र बलों के कार्मिकों प्रतिनियुक्ति द्वारा । 

के पुनर्नियोजन सशस्त्र बलों के कार्मिकों 
के लिए दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति / 

पुनर्नियोजन । 


12 


प्रतिनियुक्ति 
अ( क ) ( i ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे 
सहायक जो नियमित आधार पर पद धारण 
किए हुए है, या 
(ii ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे उच्च श्रेणी 
लिपिक जिन्होंने नियमित आधार पर उस श्रेणी 
में 8 वर्ष की सेवा की है , और 


( ख ) जिनके पास सचिवालय प्रशिक्षण तथा 
प्रबंध संस्थान या समतुल्य में रोकड़ और लेखा 
कार्य का प्रशिक्षण है तथा जिनके पास रोकड़, 
लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव 
है, जिसकी असफलता पर : 


आ . केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : 


( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण 
किए हुए है ; या 


( ii ) जिन्होंने 5000 - 8000 रु. के वेतनमान या 
समतुल्य पदों पर तीन वर्षनियमित सेवा की है ; 
या 


( iii ) जिन्होंने 4500 -- 7000 रु. के वेतनमान 
या समतुल्य पदों पर छ: वर्ष नियमित सेवा की 
है ; और 
( iv ) जिन्होंने 4000 - 8000 रु. के वेतनमान 
या समतुल्य पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की 
है ; और 
( ख ) जिनके पाम सचिवालय प्रशिक्षण तथा 
प्रबंध संस्थान या समतुल्य में रोकड़ और लेखा 
कार्य का प्रशिक्षण है तथा जिनके पास रोकड़, 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23, 2001/ आषाढ़ 2, 1923 


2111 


- - 


12 


लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव 
है ; या 
केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा 
विभाग द्वारा आयोजित एस. ए. एस. या समतुल्य 
परीक्षा उत्तीर्ण । 


प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय 
सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / 
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित 
किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की 
अवधि है, साधारणतया ३ ( तीन वर्ष) से अधिक 
नहीं होगी । 


प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम 
आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
पुनर्नियोजन ( सशस्त्र बलों के कार्मिकों के 
लिए ) 
जूनियर कमीशंड आफिसर या समतुल्य रैंक के 
सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी 
विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के 
भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में 
स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास 
ऊपर विहित अपेक्षित अनुभव और प्रशिक्षण है । 
चयन हो जाने पर ऐसे व्यक्तियों का उम तारीख 
तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा 
जिम तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया 
जाना है । तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने 
रहने दिया जा सकता है । यदि ऐसे आफिसर 
वास्तविक चयन के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं या 
रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिए गए है तो उनकी 
नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी । 
( सिविल पदों के प्रतिनिर्देश मे अधिर्मिता की 
आयु तक पुनर्नियोजन ) 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है 
तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
किया जाएगा 


13 


14 


लागू नहीं होता 


जब सशस्त्र बल कार्मिकों, अन्य व्यक्तियों के साथ विचार किए जाने के 
क्षेत्र में है । तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है । 


[ फा . सं. 9/ 9/ 99 - प्रशा. ] 


एन. के . गुप्ता, अवर सचिव 


2112 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ASADHA 2 , 1923 


Part II - - Sec, 3 (1) ] 


WA 


ID 


MINISTRY OF WATER RESOURCES 


New Delhi, the 6th June, 2001 
G . S . R 341.-- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
superscssion ofMinistry of Imigation , Accountant ( Command Area Development) Recruitment Rules, 1984 except as 
respects things done or omitted to be done before such supersession , the president hereby makes the following rules 
regulating the method of recruitment to the post of Accountant ( Command Area Development ) in theMinistry of Water 
Resources , namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1 ) These rules may be called theMinistry of Water Resources, Accoun 
tant ( Command Area Development ) Recruitment Rules, 2001. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . Number of posts, their classification and scale of pays The number of the said posts , their classification 
and scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule , annexed to these rules.. 

3. Method of recruitment, age limit other qualifactions, etc. — The method of recruitincnt, to the said posts , 
age limit, qualificationsand other matters relating thereto , shall be as specificd in columns 5 10 14 of the said Schedule . 


4 . Disqualification. No person, - - 


(a ) who has entered into , or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 

(b ) Who , having a spouse living, has entered into , or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is perinissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there arc other grounds for so doing , exempt 
any person from the operation of this rule . 


5 . Power to relax - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expcdient so to do 
it may , by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , 
relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

6 . Saving . – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex - Servicemen and 
other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in 
this regard . 


SCHEDULE 


Name of the 
post 


Number of 
post 


Classifica - Scale of 
tion 


pay 


Whether Age limit 
Selection for direct 
cum -senio - recruits 
rity or selec 
tion by post or 
Non - seclection 


Whether benefit 
of added years 
of service admis - 
sible under rules 
30 of C . C . S . C . 
(Pension ) Rulcs . 
1972 


Education 
and other quali 
fications roquir 
cd for direct 
recruits 


2 


3 


4 


Accountant 
(CAD ) 


Rs. 5500 
175 -9000 


Not 
applicable 


Not 
applicable 


Not 
applicable 


Not 
applicable 


1 * ( 2001) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on work 
load . 


Gencral 
Central 
Service 
Group 
B Non 
Gazetted 
(Minis 
terial) 


9 


yed 


[ 417 II - 45 3 (1) ] HRC M47 : 23 , 2001/31141 . 2 , 1923 

2113 
Whether age Period of Method of recruit- In case of recruitment by promotion / If a Departmental Circumstances 
and educa - probation mcnt whether by deputation /absorption , grades from Promotion Com - in which Union 
tional qualifi - it any direct recruitment which promotion deputation /absorp - mittcc exists what Public Service 
cations pres or by deputation/ tion to be made 

is its compositon Commission is 
cribed for absorption and 

to be consulted 
direct recruits percentage of 

in making rec 
will apply in the posts to be 

nitment 
the case of 

filled by various 
promotees 

methods 
10 11 12 

13 

14 
Not applicable 2 ycars By deputation , For D eputation 

Not applicable Consultation 
for Armed Armed Forces Per- A.(a)(i) Assistants of CSS holding 

with UPSC 
Forces sonncl-Deputation / the posts on regular basis: 

necessary when 
Personnel Re- employment or 

an Armed 
re -emplo ( ii) UDCs of CSCS with 8 

Forces Per 
year s regular service in 

sonnel among 
the grade; and 

others is in the 
(b ) Who have undergone tra 

field of consi 
ining in cash and accounts 

deration for 
work in the ISTM or cqui 

appointment to 
valent and possess three 

thc post. 
years experience of cash , 
accounts and budget work ; 

failing which ; 
B . Officers under the Central 

Govt.: 
(a )(i) Holding analogous posts on 

regular basis; or 
( ii ) With threc years regular 

service in posts in the scale 
of Rs. 5000 -8000 /- or 

cquivalent; or 
( iii) With six years regular 

service in posts in the pay 

scale of Rs. 4500 -7000 ; or 
(iv ) With eightyears regular 

service in posts in the pay 
scale of Rs. 4000 -6000 ; or 

equivalent; and 
(6 ) Who have undergone train 

ing in cash and accounts 
work in the ISTM or cqui 
valent and possess three 
years experience of cash , 
accounts and budget work ; 

OR 
A pass in the SAS or 
equivalent examination 
conducted by any of 
the organised Accounts 
Department of the 
Central Government. 
[Period ofDeputation includ 
ing period of deputation in 
another ex -cadre post held 


2114 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/AŞADHA 2 , 1923 


[Part II S .c . 3 (i)] 


. 


. . 


. 


TH 


12 


immediately preceding 
this appointment in the same 
or some other organisation / 
department of the Central 
Goverment shall ordinarily 
not exceed 3 (three ) years. 
The maximum age limit for 
appointment shall be not 
exceeding 56 years as on 
the closing date of the 
receipt of applications.] 
Re-Empolyment ( For 
Armed Forces Personnel) 
The Armed Forces Per 
sonnel of the rank of the 
Junior Commissioned 
Officer or cquivalent due 
to retire or to be transferred 
10 rcscrve within a period 
of one ycar and having the 
rcquisitc experience pres 
cribed above/training shall 
also be considered . If selec 
ted , such officers will be 
given deputation term upto 
the date on which they are 
due for release from the 
Armed Forces and there 
after they may be continued 
on re- employment terms. 
In ciasc, such cligible Officers 
have retired or have heen 
transferred to reserve bcforc 
the actual selection to the 
post is made, their appoint 
ment will be on rc - employ 
ment basis. (Re-employment 
upto the age of superannua 
lion with reference to civil 
post ). 


[F . No . 9 / 9 / 99- Admn . ] 

N . K . GUPTA , Under Secy . 
CORRIGENDUM 

New Delhi, the 6th June, 2001 
G . S . R , 342. - In the notification of the Government of India in the CentralWater and Power Research Station , 
Punc . GSR No. 260 , dated 24th February , 1983, published in the Gazettc of India Par II, Section 3 , Sub - section (i) dated 
March 26 , 1983 at pages 796 and 797 , 

At page 796 : 

1. Short title and commencement ( 1 ) These rules may be called the Central Water and Power Rescarch Station , 
Punc ( Administrative Officer ) Recruitment Rules, 1938 read 1. Short title and commencement: ( 1 ) These rules may be 
called the CentralWater and Power Research Station, Pune (Administrative Officer ) Recruitment Rules, 1983. 

E .No. 2 / 14 / 2000 - E . II. ] 
INDERJIT SINGH , Dy. Secy . 


[ 4 . II - खण्ड 3(1 ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23, 2001 / आषाढ़ 2, 1923 


2115 


. . 


. 


HT 


. 


संचार मंत्रालय 
( दूरसंचार विभाग ) 

नई दिल्ली, 7 जून, 2001 
सा . का . नि . 343. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार मंत्रालय दूरसंचार 
विभाग में विधि सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का पिनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग (विधि सहायक ) भर्ती 

नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद - संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : -- - उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों 
से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

___ 3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा, अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा , अर्हताएं और इनसे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता :---- वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है , या विवाह की संविदा की है । या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है । 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह, उसके 
लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, 
भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का पदों की वर्गीकरण वेतनमान 

योग्यता के आधार पर चयन या चयन 
नाम संख्या 

सह ज्येष्ठता अथवा चयन पद 


5 
लागू नहीं होता 


विधि 


5500 - 175 
9000 रुपए 


सहायक 


( 2001 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


साधारण 
केन्द्रीय सेवा, 
समूह " ग ", 
अराजपत्रित, 
अननुसचिवीय 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा 


सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
फायदा सेषा (पेंशन ) नियम, 1972 
के नियम 30 केअधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


8 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


178242/ २००।- 10 


- 


- 


- 


- 


+ 


- - 


- 


- 


- 


. 


. 


. . . 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2116 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 2001/ASADHA 2 , 1923 

..... ... ... . ..... .. 

_ [PART II - SEc. 3()] 
सीधे भर्तीकिए जाने वाले परिवीक्षा की अवधि , भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की 
व्यक्तियों लिए विहित आयु यदि कोई हो 

या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / 
और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 

आमेलन द्वारा तथा विभिन्न आमेलन किया जाएगा 
व्यक्तियों की दशा में लागू 

पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले 
होंगी या नहीं 

पदों की प्रतिशतता 
१ ___ 10 11 

12 
लागू नहीं होता लागू नहीं होता प्रतिनियुक्ति 

प्रतिनियुक्ति 
दूरसंचार विभाग केन्द्रीय सरकार , जिसके न हो 
सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों/ 
विभागों के ऐसे अधिकारी : 
( क )( i) जो नियमित आधार पर सदृश पद 
धारण किए हुए हैं, या 
(ii ) जिन्होंने 5000 - 8000 रु. के या समतुल्य 
वेतनमान वाले पद पर 3 वर्ष नियमित सेवा की 
है , या 
( iii ) जिन्होंने 4500 - 7000 रु. के या समतुल्य 
वेतममान पाले पद पर छह वर्षनियमित सेवा 
की है, या 
(iv ) जिन्होंने 4000 - 6000 रु. के या समतुल्य 
वेतनमाम वाले पद पर दस वर्ष नियमित सेवा 
की है , 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं 

और अनुभव हैं : 
( i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि 
में डिग्री या समतुल्य । 
(ii ) जिसके पास विधि /विधायी मामलों से 
संबंधित कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव है । 
टिप्पणः प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत 
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / 
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित 
किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति 
की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति ( जिसमें अल्पकालिक 
संविदा भी है ) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 
सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 
56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो 
उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
किया जाएगा 


13 


14 


लागू नहीं होता 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करमा आवश्यक नहीं है । 

[ फा. सं. ए-12018/5/ 2000 - प्रशा.- I ] 
सतीश वधवा, सहायक महानिदेशक ( प्रशासन- I ) 


[ YTT II — 


4 


3(1) ] 


ART 10795 : 723, 2001/ 31147% 2, 1923 


211 / 


AI 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


(Department of Telecommunications ) 


New Delhi, the 7th June , 2001 


G .S . R . 343 .-- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the Presi 
dent hereby makes the following rules regulating themethod of recruitment to the post of Legal Assistant in thu Depart 
ment of Telecommunications, Ministry of Communications, namely: 


1. Short title and commencement: - ( 1) These rules may be called the Ministry of Communications, Depart 
ment of Telecommunications (Legal Assistant) Recruitment Rules, 2001, 


(2 ) 


They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


2 . Number ofpost, classification and scale of pay: — The number of the post , its classification and the scale of 
pay attached therсto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schcdule annexed to these rules , 


3 . Method of recruitment, age liniit, qualifications, ctc.: — The method of recruitment, age limii , qualifica 
tions and other matters relating to the said post shall be as specified in columns ( 5 ) tv ( 14 ) of the said Schedule 


4 . Disqualification :- No person ,--- 


(a ) who , has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living : or 
(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person . 


shall be eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such martiage is permissible under the 
personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so 
doing, cxempt any person from the operation of this rule. 


5. Power to relax:- -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so 10 
do , it may , by order, for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 

6 . Saving :- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Es - servicemen 
and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to 
time in this regard . 


SCHEDULE 


Namc of the 


Number of 
posts 


Classification Scale of 

pay 


Age limit for 
direct recurits 


post 


Whether Whether benefit 
selection of added years of 
by merit or service admissible 
selection - cum - under rule 30 of the 
senjority post or Central Civil Services 
non -selection (Pension ) Rule . 

1972 


post 


- 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


( 0 ) 


Not applicable 


Not applicable 


1 Legal 

Assistant 


1 * ( 2001) 
* Subject to 
variation 
dcpendent 
on work 
load. 


General Cen - Rs. 5500 - 175 - Not- 
tral Service 9000 / 

applicable 
group C Non 
Gazetted Non 
Ministerial 


1767011 angel 


TIIT GAZETTE OF INDIA . JUNE 23 , 2001 ASADHA 2. 1923 


PRI- Sur 3 (i) 


- 


REHR 
w 


Pucational anki nther qualifications 

pred lor dira " ochiits 


Period of robation , 
if inny 


Whcthcr age and 
educational qualified 
tions prescribed for 
dircct recruits wili 
apply in tho Sisc of 
promotecs 


Mcthod of recruitment 
whether by direct 
recruitment or by 
promotion or by 
deputation /absorption 
sind percentage of 
post to be filled by 
various picthods 


the 


tyy 


+ 


m 


oment 


# 


vo 


Voth 


Fr 


if appliable 


Not applicable 


Not applicable 


Depuiation 


www . at 


dette 


er 


et 


DELLA when 


we 


gada 


falloutmental Pronotion Committee 
crisis , wh !! 515 )!!!.0051114).] 


! 11 cisc ofrecruitment buy promotion / 
slapitation /abs t1011 , lades from 
which promito kicputario 
absorption to be made 


Circumstances in which 
Tinion Public Service Con 
Ission is to be consulted in 
Daking recruitment 


www. wi 


ther 


WWW + 


WWW 


.M 


UM 


Not applicabic 


Consultation with Union 
Public service Commission 
Is not ncccc8711 


Deputation : 
Oificers of the ecotrail Government in the 
Department or clocom , failing which 
milicers of other Ministrics/Departments of the 
l entrul Civement 
(aici) holding analogous posis on rcgular 
busis ) 
1 : 51 Wallinn, vcars roku11:11 Crvice in posis 

Pille : scak s 5 - 0 or 0 . 7181 


and Witán s 1015L STVICE in post i! 

the pay Gulc of Rs 45000 - 7000 or cqui 

Talent, and 
( iv ) Will ton yours regular service in posts 

in the pay kunle of Rs. 4000 -6000 or cqui 

valent or 
b ) Possessing the following cducational 

qualifications and experience natnely - -- 
(i) a degree in Law from a recognized university 

or cquivalent 
( ii ilirec ycars experience in dealing with 

legal/legislative matters. 
Note : ( Period of deputation including period 
of deputation in another ex - cadrc post held 
imnicdiatcly preceding this appointment in the 
someor someother Organisation /Department 
of the Central Government shall ordinarily not 
cxceed 3 years. The maximum age limit for 
ippointment by deputation ( including short 
lerin contract) shall be not excecd Sc, years as 
on the closing date of the receipt of applications. 


IF No. A - 12018 /5 / 2000)-Admo - 111 
SATISH WADHWA Asstt Director Gencral (Administration - IT) 


[ भाग II - खण्ड 


3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23 , 2001/ आषाढ 2, 1923 


NAHANE 


पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय 


( संस्कृति विभाग ) 


नई दिल्ली, 7 जून, 200 ! 


सा . का .नि . 344. - सालारजंग संग्रहालय अधिनियम , 1961 ( 1961 का 26 ) ( जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम । पाया है । 
खंड 5 उप - खंड ( 1 ) ( छ ) के अनुसरण में , केन्द्र सरकार ने डॉ बी . रामा राजू, मकान नंबर 1 -~-8 - - 117/ 2, चिक्काइपल्ली, हैदराबाद - 500002 
( आंध्र प्रदेश ) को , सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15--12 - 2002 तक के लिए साला जा संग्रहालय का सदस्य : 
किया है । 


MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE 

(Departaient :f Cultu ? ) 

New Delhi, the 7th June 2001 
G . S . R . 344.- -- In pursuance of the Section 5 sub - section ( 11( g ) of tile Salar Jung Museum AAI . . 
(26 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act ), the centralGovernmenthas nominated Dr. B . Rama Raja, 
1 - 8 -117/ 2 . Chikkadapalli . Hyderabad -500002 ( A . P .) to bethe ineimber of the Salar Jung Museum Boardiill 15 -12. . . : 
with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette . 

a ! 5- 1 ) ? ! 

M. SURBAL : : : : : 
शहरी विकास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय 


Paduaw 


- 


- 


- 


( शहरी विकास विभाग ) 


नई दिल्ली, 19 जून , 2001 


सा . का . नि . 345. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संपदा निदेन 
प्रादेशिक कार्यालय ( कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ) भर्ती नियम, 1976 का उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हए जिन्हें से अधिक से मह . 
गया है या करने से लोप किया गया है , संपदा निदेशालय के अधीन संपदा प्रबंधक कार्यालय, मुम्बई तथा संपदा प्रबन्धक कायालय, कोलकाता । 
कार्यालय में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित निगम बनातं हं अर्थात : .. 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संपदा निदेशालय ( कनिष्ट हिन्दी अनुवादक ) भर्ती निमम 


। 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. पद संख्या, वर्गीकरण वेतनमान : --- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा, जो २२ : TE , से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , अर्हताएं और उससे बात 12 . 
वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : - वह व्यक्ति - 


( क ) जिनसे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है , गा विवाह का संविदा की 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा ३ . 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लावी कि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किमी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : -- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उगक .. 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावर आदेश द्वारा शिथिल कर गरम 


= 


= 


- 


- 


- - 


2120 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ASADHA 2 , 1923 

[ PART II _ SEC . 3( ) ] 
6 . व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण , आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन सह 
ज्येष्ठता या 
योग्यता के 
आधार पर चयन 
अथवा अचयन पद 


सीधी भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए आयु सीमा 


सेवा में जोड़े गए 
वर्षों का फायदा 
केन्द्रीय सिविल सेवा 
( पेंशन ) नियम, 1972 
के नियम 30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं । 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


नहीं 


लागू नहीं 
होता 


कनिष्ठ 2 

साधारण केन्द्रीय 5000 
हिन्दी अनुवादक ( एक मुम्बई सेवा, समूह ग 150 - 

में और एक अराजपत्रित 8000 रु० 
कोलकाता अनुसचिवीय 


21 से 30 वर्ष के बीच 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु 
देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों 
के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा 
सकती है ।) 


में ) 


परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो 


मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिओं के लिए अपेक्षित शैक्षिक 
और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित आयु 
और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी 
या नहीं 


10 


दो वर्ष 


आवश्यक : --किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी लागू नहीं होता । 
और अंग्रेजी वैकल्पिक / अनिवार्य विषयों के साथ डिग्री । 
वांछनीय :- अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ 
आमनन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


12 


प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 


मंपदा निदेशालय के प्रादेशिक कार्यालयों में कार्यरत ऐसे अवर श्रेणी 
लिपिक, उच्य श्रेणी लिपिक और आशुलिपिकों में से चयन जिन्होंने पांच 
वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तम्भ - 8 के अधीन सीधे भर्ती 
किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं , प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन । जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों से 
ऐसे ही प्रवर्ग के व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति / आमेलन । प्रतिनियुक्ति की 
अवधि जिसकेअन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / 
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियक्ति की अवधि है , माधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त 
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


ETI 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (i) ] भारत का राजपत्र : जून 23 , 2001/ आषाढ़ 2 , 1923 

3 __ _ _ _ _ __ _ _ _ 2121 
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 

किया जाएगा । 
( 13 ) 

( 14 ) 
मुम्बई कार्यालय की विभागीय प्रोन्नति समिति : 

लागू नहीं होता । 
1. संपदा प्रबंधक , मुम्बई - अध्यक्ष 
2. सहायक संपदा प्रबंधक , - सदस्य 
3. अनुभाग अधिकारी, विधि मंत्रालय 

( विधायी कार्य विभाग ) - सदस्य 
कोलकाता कार्यालय की विभागीय प्रोन्नति समिति : 

1. संपदा प्रबंधक , कोलकाता - अध्यक्ष 
2. सहायक संपदा प्रबंधक, - सदस्य 
3. मुख्य इंजीनियर ( ई. जेड. ) - आई 
के . लो .नि . वि. के निजी सचिव - सदस्य 

[ फा . सं. ए - 14016/ 4/ 2001 - प्रादेशिक ] 

पी. पी . गुप्ता, संपदा उपनिदेशक 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION 

(Department of Urban Development) 

New Delhi, the 1901 June, 2001 
G. S. R. 345. --In cxercisc of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in 
supersession of the Directorate of Estates ( Legal Assistant ) Recruitment Rules 1962 , except asrespects things doncor 
omiled to be done before such supersession , the President hcreby makes thic following niles regulating themethod of 
recruitment to the post of Legal Assistants in the Office of Estate Manager,Mumbai and Estate Manager, Kolkata under 
the Directorate of Estates, namely :- -- 

1. Shorn tutlcand commencement . — ( 1 ) These rules may becalledthe Directorate of Estates ( Legal Assistant ) 
Recruitment Rules, 2001. 

(2 ) They shall comc into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 Number ofpost, classification and scale of pay. — The number of thc post, its classification and the scale of 
pay attached thercio shall be as specified in columns (2 ) 10 (4 ) of the Schedule annexed to these rules . 

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, clc .: — The method of recruitment,age limit, qualifications 
and other matters relating to the said post shall be as specificd in columns ( 5 ) 10 ( 14 ) ofllic said Schedule. 

+ Disqualification: - No person, 
(a ) who , las cntered into or contracted a marriage with a person having a spousc living ; or 

( b ) who . having a spousc living. has entered into or contracted a marriage vitli any person, 
shall be eligible for appointment to the said post . 

Provided that the Central Governmentmay, if salīsfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to themarriage and that there arc other grounds for so doing , excmp! 
any person from the operation of this rulo . 

5 . Power to relax.- - Wliere tic Central Government is of the opinion that it is necessary or expcdicnt so to 
do. it may , by order, forreasons to be recorded in writing. relax any of the provisions of these rules withrespect to any 
class or catcgory of persons. 

Saving . - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen 
and other special categories of persons in accordance with thc orders issued by the Central Government from time to 
time in this regard 


ܝܐ 
21 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 


: 1 


. .. 


, 


Porn 


- Slc , 3 (1)] 


W 


hatWe Re- 


SCHEDULF 


V 


wer 


Name of post 


Plassification 


Number of 
posts 


Scalc of 


pay 


Age limit for 
direct rccurits 


Vlietli , 
sciccta ; 
CAMELLER 
rit ! ( cs in P 
non bs ? ?? 


rir . the 


tion pou 


Junior Hindi 
Translator 


2 (One at General Con - Rs. 5000 - 150 - Nor 
Mumbai tral Service 8000 / applicabic 
and 

group C 
another one Ministerial 
at Kolkata ). non -Gazet 

ted 


Between 21 years 
and 30 years 
(Relaxablc for 
Government 
Servants up to 
five years in 
accordance with 
the instructions 
or orders issued 
by the Central 
Government ). 


VAN 


NUNG 


SW 


Educational and cther qualifications 
required for direct recruits 


Whether age and Period of probation 
educational qualifica - if any 
tions prescribed for 
direct recruits will 
apply in the case of 
promotees 


Muhod of recruitment 
rither by direct 
rechiitment or by 
promotion or by 
deputation absorption 
and percentage of 
posis to be filled by 
Furiousmethods 

( 11) 
99 deputation /absorption 
Priling which by direct 
ricruitment. 


Vh 


AL 


AMAN 


( 9 ) 
Not applicable . 


Two years 


(8 ) 
Essential : 
Degree of a recognised University 
with Hindi and English as elective/ 
compulsory subjects. 
Desirable : 
Two years experience in translation 
from English to Hindi vice-versa . 


In case of recruitment by promotion / 
deputation /absorption , grades froni 
which promotion /deputation 
absorption to be made 


If a Dronmental Promotior ( r 
prestt : viis, what ir 


? 


Circumstances in which 
Union Public Service Com 
mission to be consulted in 
making recruitment 


. 


- - 


( 14 ) 
Not applicable. 


( 12 ) 

( 13 ) 
Deputation /Absorption , selection from Lower Departmental Promotion 
Division Clerks, Upper Division Clerks and Committee ofMumba : Ofisie : 
Stenographers, working in the Regional Offices of 1. Estate Manager- - üharian 
the Directorate of Estates with five years regular 2 . Assistant Estate Manager-- - 
service and possessing educational qualifications - Member 
prescribed for direct recruits in Column 8 . Failing 3. Section Officer, Ministry of 
that by deputation / Absorption of persons in similar Law (Department of Legal 
categories from other Central Government offices. Affairs) — Member 


[ भाग II - खण्ड 3(6) ] 


भारत का राजपत्र : जून 23, 2001 / आषाढ़ 2 , 1923 


2123 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


marhw 


- 


t + 


H 


a 


- 


. 


+ 


+ 


4 


. 


4 


पन 


(12 ) 


- 


- 


AR 


(Period of deputation inclinati persone of pitation 
in another ex -cadre post l 11: 16 : clreceding 
this appointment in the segundo os ou catch organa 
tions/ department of the cent Covermacu shall 
ordinarily not to exceed three seurs Thc maximum 
age limit for appointment h : 1. potation shall not hc 

mant he stion strall not be 
cxceeding 50 years as on " losing data * f recript 
of applications.) 


Departmental 
1 .Promotion Committee of 
Kolkata Office : Estatc 
Manager Chairman 
? AssistantEstate Manager 
con Member 
7. Private Secretary to the 
Chief Engiccer (Eastern 
Zonc ) I, CPWD ~ Member 


| F. No. A - 14016/ 4/ 2001 - Regions ) 
V. P GUPTA , Deputy Director of Estates 


( संपदा निदेशालय ) 


नई दिल्ली, 21 जून, 2001 


सा . का . नि . 346. - - प्रगति, मल नियम नियम 45 के उपबंधों के अनुसरण में सरकारी निवास स्थान आबंटन ( दिल्ली में माधारण 
पून ) नियम , 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : 

1 . ( 1 ) इन नियमों का मानन नाम नाकारी निवास स्थान आबंटन ( दिल्ली में साधारण पल ) नियम, 2001 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में : ) नागल्य को अन्त होंगे । 
2. सरकारी निवास Kor : ( दिल्ली में साधारण पूल ) नियम, 1963 में 
( क ) अनु. नियम के उपनियम ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :- ~ 

" ( 4 ) उपनियम ( २ ) के अधीन कलेन्दर पाल के अंतिम दिन तक प्राप्त आवेदनों पर आगामी मास में आबंटन के लिए विचार 

किया जाएगा : " 
( ख ) अनु . नियम 31 / 14 ? नियम ( ? ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा । 

" ( 2 ) जहां एक निवास स्थान के अधिभोगी किसी अधिकारी को दूसरा निवास स्थान अटित किया जाता है और वह नए 
निवास स्थान पर अधिभोग प्राप्त कर लेना है वहां पहले निवास स्थान का आबंटन नए नियास - स्थान का अधिभोग प्राप्त करने की 
तारीख से रद समझा जाएगा । तथापि, अधिभोग की ऐसी तारीख के पश्चात् वह पहले निवास स्थान का परिवर्तन में आबंटित 
जगह में जाने के लिा 15 दिन की अवधि तक मामान्य अनुज्ञप्ति फीस का मंदाय करने पर अपने पास रख सकता है । 
परन्तु यदि पलानिवास स्थान प्रोक्त 15 दिन के भीतर खाली नहीं किया जाता है , तो अधिकारी , उक्त निवास स्थान के उपयोग 

और अधिभोग क लिए ऐसे नुक्सान फीचर और उधान प्रभारों का, जो सरकार द्वारा समय - समय पर अवधारित किए जाएं, नए 
निवास स्थान के अधिभोग की तारीख से सोलहवें दिन से संदाय करने का दायी होगा । 


[ मिसिल सं.12035/ 7/ 2001 - नीति - 11 ] 

महेन्द्र सिंह, उप निदेशक नीति 
पाद टिप्पण. - मुख्य नियम का आ गरयांक 1330 , तारीख 6 मई, 1963 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । ये नियम 1980 में ( अक्तूबर 1979 

संशोधित ) पुनः मुद्रित किए गए थे और तदनुसार निम्न संख्यांक द्वारा संशोधित किए गये : 
1. का. आ . 1607, तारीख 4 अप्रैल, 1982 
2. का . आ. 4202, ता ? ! . . , 192 
3. मा . का. नि . 159. . . . . . . 

का. आ . 2085, ता . . ६ 
5. का . आ . 666, तारी : 

17 
6 . मा . का . नि . 530, 

तालाई, 1987 
7. सा . का . नि . 796 . . नगर, २५ , 
8. साका. नि . 245. Ti .. . .. 
१ . मा . का . नि . 150 नाम 11 : 
10 मा . का . नि . 447. : : : 


PART IISec. 3 (1)] 


IF 


INTI 


2124 

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 2001/ASADHA 2, 1923 
11. H . 41. f . 454 , RTG 14 374 , 1995 
12 . H . o . f . 542, Trg 30 7957, 1996 
13. 1. 1. 7. 58 ( 37 ), a 28 1797, 1998 
14. FI. Hl. 1. 287 ( 37), aro 1 T 1998 
15. Hl. 1. ff. 225 , arta 21 74577, 1998 
16 . HI. fol. F7 . 239 , RTU 21 yas, 1999 
17 . II. , f . 27 , ORTE 13 MP , 2001 


(DIRECTORATE OF ESTATES) 

New Delhi, the 21st June , 2001 
G . S . R . 346 . - In pursuance of the provisions of Rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby 
makes the following rules further to amend the Allotment of Government Rcsidences (General Pool in Delhi) Rules , 
1963,namely : 

1. ( 1 ) These rules may be called the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Amend 
mçnt Rules, 2001 

(2 ) They shall come into force on the date of thcir publication in the Gazette of India . 
2 . In the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi)Rules, 1963 — 
( al) for sub -rule (4 ) in SR -317 -B .6 , the following shall be substituted : 

" (4 ) Applications received under sub -rule (3 ) up to thc last day of a calendar month shall be considered 

for allotment in the succeeding month " : 
(b ) ſor sub -rule (2 ) in SR -317 -B - 12 , the following shall be substituted : 

“ ( 2 ) Where an officer, who is in occupation of a residence is allotted another residence and hc occupies 
new residence, the allotinent of former residence shall be deemed to be cancelled from the datc of 
occupation of the new residence . After such date of occupation , hemay ,however, retain the former resi 
dence on payment of normal licence ſee thercfor. for a period of 15 days for shifting to uic allotted accom 
modation in change : 

Provided that if the former residence is not vacated within 15 days, the officer shall be liable to pay 
damages for uscand occupation of said residence, furniture and garden charges as may be determined by 
Goveniment from time to time with effect from sixteenth day from the date of occupation of the new 
residence ." 

IF . No. A - 12035 /7 / 2001- Pol. II] 

MAHENDRA SINGH. Dy Director of Estates 
Foot Note : — The principle rules were published vide S .O . No. 1330 dated 6th May 1963. The rules were rc -printed 

in 1980 (Corrected up to October, 1979 ) and subsequently amended vide Number : 

1. S .O . 1607 dated the 24th April 1982. 
2 . $. 0 . 4202 dated the 18th December 1982 . 
3. GSR 159 dated the 19th February 1983. 
4 . S . O . 2085 dated the 1st May 1985 . 
5 . S . O . 666 dated the 22nd February 1986 . 
6 . GSR 530 dated the Ilth July 1987. 
7. GSR 796 dated the 24th October 1987. 
8 . GSR 265 dated the 30th May 1992 . 
9 GSR 150 dated the 26th March 1994 . 
10 GSR 447 dated the 3rd September 1994 . 
11. GSR 454 dated the 14th October 1995 . 
12 . GSR 542 dated the 30th November 1996 . 
13 GSR 58 ( E ) dated the 28th January 1998 . 
14 . GSR 287( E ) dated the 1st June 1998 , 
15 . GSR 225 dated the 21st November 1998 
16 . GSR 239 dated the 21st July 1999 . 
17 . GSR 27 dated the 13th January , 2001, 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 2001 


